


संख्या विषय पुष्ठ 


१, नवीन काल ओर उसकी विशेषताएँ ० आई 
२, यूरोप की उस समय की स्थिति .... १० 
३. इटली के लिये फ्रांस और स्पेन में कलह .. ३४ 
४. धर्म-मंशोधन ( रिफार्मेशन ) ... .... ३९ 
७. यूरोप में संशोधन का प्रचार ... ०. ५० 
६. स्पेन की दशा हल ... . ६० 
७, नीदरलण्ड्स का विद्रोह. ... पड 5 
८, फ्रांस में घामिक कलह मा ०. ७४ 
९, तीन हेनरियों का युद्ध का ०. ८० 
१०. तीस वर्षीय युद्ध पा 558... हर 
११. पूर्वी तथा उत्तरी यूरोप... बी 
१२. स्वीडन और डेनमाक शा ० १०० 
१३, नई दुनिया की खोज. ... १७१ 


४४, अमेरिका... न ... १०७ 


स्लंख्या कविषय प्र्प् 
०. ऑडँ पी. । 
१५, इंगलड का स्ठुअटवरा ,.... १०५ 


१६. कामनवेल्थ ५१४ 
१७. राजतल का पुनरुत्थात (0) 
१८. फ्रान्स की उन्नति १५८ 
१९, छुई चोदहवां /० के 
२०, चौद॒हवें छुई के समय के युद्ध . .. ७8. 
२१, हालैण्ड के साथ युद्ध १०५ 
२२, स्पेन की गद्दी के उत्तराधिकार का युद्ध ,.... १३४ 
२३. प्राणशड अलायन्स ,.. १४७ 
२४, लछुई के समय में साहित्य, कला तथा विज्ञान की दशा / 
२०. रूस का उत्थान गा ... १४१ 
२६. पीटर महान पे . अर 
२७. पीटर के उत्तराधिकारी बा ४025 
२८. प्रशों का उत्थान हे ४५० 
२९, सप्नवर्षीय युद्ध दे २५5 
३०. पोलेण्ड की लूट कल ०. ६२ 
३१, अठारहवीं शताब्दी में इंग्लेए्ड ओर फ्रांस... १४ 
४, अमेरिकन क्रान्ति ७. (४४ 
३३. छुई चौदहवें के पश्चात्‌ फ्रांस की दशा ... (९५४ 
३४, फ्रांस की राज्यक्रांति के कारण ४१३४ 
३०८७ क्रांति का आरम्भ का ..,.. १८० 


३६. सम्नाद्‌ नेपोलियन , ४००७ 


संख्या विषय 
३७, पेनिन्पूलर बार 


द््‌ अर म्स्सी संकट क्रःछ का # औ फ्र 


३९, नेपोलियन का अन्तिम प्रयत्न ... दि 


४०, क्रान्ति के स्थायी परिणाम 


| ह् ससता-संडल की पुस्तकों का 
विषय, उनकी प्रृष्ठटसंख्या और मूल्य पर | 
ज़रा विचार कीजिये। कितनी उत्तम | 
और साथ ही कितनी सस्ती हैं । मण्डल | 
से निकली हुई पुस्तकों के नाम तथा 
स्थायी आहक होने के नियम, पुस्तक के | 
अंत में दिये हुए है, उन्हें एक बार आप 
अवश्य पढ़ लीजिये । 


& सका | 








है छु हिन्दी प्रामियों से अनुरोध... 
| 
| 


.. | 





लागत का ब्योरा 





कागज का कई 002 २२५) रू० 
छपाई... #... . -  - . २४५) 
बाइंडिंग कप ४०) 
लिखाइई, व्यवस्था, विज्ञापन आदि खचचे २८०) , 
७९०) रू८ 
कुल प्रतियाँ २१०० 


लागत मूल्य प्रति पुस्तक ।४०) 





हा 
आदश पुस्तक-भण्डार 


हमारे यहाँ दूसरे प्रकाशकों की उत्तम, उपयोगी और चुनी 
हुईं हिन्दी-पुस्तकें भी मिलती हैं। गनन्‍्दे और चरित्र-नाशक 
बपन्‍यास, नाटक आदि पुस्तक हम नहीं बेचते । हिन्दी-पुम्तवें 
मेंगाने की जब॒ आपको ज़रूरत हो तो इस मण्डल के नाम ही 
आडेर भेजने के लिये हम आपसे अनुरोध करते हैं, क्योंकि बाहरी 
पुस्तकें भेजने में यदि हमें व्यवस्था का खच निकाल कर कुछ भी 
बचत रही तो वह मण्डल्न की पुस्तकें और भी सस्ती करने में 
लगाई जायगी । 
पता--लस्ता-खाहित्य-मण्डल, अजमेर ' 


वि 


यूरोपीय राष्ट्रों का इतिहास 
द्वितीय खण्ड 


( नवीन काल के आरभ्भ से फ्रांस की राज्यक्रांति तक ) 


पहला अध्याय 


नवीन काल ओर उसकी चविशेषताएँ 

अब हम युरोपीय इतिहास के तीसरे खण्ड में प्रवेश करते 
हैं। इसे नवीन काल कहते हैं क्‍योंकि इसी काल में नये विचारों, 
नये भावों और नये धर्मों का आरंभ हुआ। यह काल अब 
से लगभग साढ़े चार सो ब्ष पूजे आरंभ हो गया था । हम देख 
चुके हैं कि जब सम्राट, का्सस्‍्टेन्टाइन ने ईसाई धर्म का पुनरुद्धार 
किया, तभी से सध्यकाल का आरबन्भ सममभा जाता है। अतः 
ऐसे समय में जब उस धमम का हास तथा नये प्रोटेस्टन्ट मत का 
उदय हुआ, सध्यकाल की समाप्ति करना उचित ही है । 

मध्यकाल को नवीन काल से अलग करनेवाली दो बड़ी 
घटनाएँ हें---रिनासेंस अथवा साहित्यिक पुनरुत्थान ओर ख्लोज 
का युग--जिनके फलस्वरूप मनुष्य के साहित्यिक ओर भोगो- 
लिक ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई । अनेक इतिहास-लेखक सन १४०३ 
ह० से--जब तुर्को ने कुस्तुन्तुनियाँ पर अधिकार कर के पूर्वी 
साम्राज्य का अन्त किया और वहाँ के यूनानी विद्वानों ने इटली 


यूरोप का इतिहास १७ 


में आकर आश्रय ल्िया--तब से नवीन युग का आरंभ कहते हैं 
और. इटली में साहित्यिक जाग्रति का यही कारण बतलाते हैं । 
वास्तव में यह्‌ एक बड़ी घटना हुई क्योंकि उस समय तुक लोग 
बड़े शक्तिमान्‌ थे और सारा युरोप उनसे काँपता था । उन्होंने पूर्वी 
तथा दक्षिश-पूर्वो युरोप के अनेक स्थानों पर अधिकार कर लिया 
था। केवल कुस्तुन्तुनिया अब तक बचा था, परन्तु १४५३ में 
तुर्कों ने उस पर भी अधिकार करके इसाई साम्राज्य का अन्त कर 
दिया । पर यह विचार ठीक नहीं है कि वहाँ से भागे हुए 
यूनानी विद्वानों के कारण ही साहित्य को उत्तेजना मिली, क्योंकि 
इस घटना से लगभग पचास वर्ष पूत्रे से ही इटली में यूनानी 
साहित्य का प्रचार बढ़ चला था । इटली इस साहित्यिक उन्नति 
के लिये सब से उपयुक्त स्थान था, क्योंकि यहां के विद्वानों में 
लेटिन तथा ग्रीक ( यूनानी भाषा ) का श्रचार बहुत था। अतः 
नवीन युग का आरंभ मनुष्य की स्वाभाविक उन्नति और अलु- 
भव-बृद्धि के कारण हुआ । साहित्य के पुनरुत्थान तथा ज्ञान के 
प्रसार से लोगों का धार्मिक अन्ध-विश्वास धीरे धीरे दूर होने 
लगा और धम में संशोधन करने के विचार हृढ़ होते गये, जिससे 
अन्त में महान्‌ धार्मिक विछ्ुव ( रिफार्मशन ) हुआ । 

नवीन काल की घिशेषताएँ---नवीन काल में अनेक नवीन 
विचारों तथा प्रथाओं का जन्म हुआ | पुराने विचार तथा 
पुरानी ग्रथाएँ लुप्त हो गयीं जिससे समय की दशा ही बदल गई । 

इस समय की सब से प्रधान घटना रिनासेन्स अथवा साहि- 
त्यिक तथा बोद्धिक उन्नति है। अतः हमें इस घटना का कुछ 
अधिक हाल जानना चाहिये । 


गे नवीन काछ 


इस समय इटली के लोग एकता के सूत्र में नहीं बँधे थे 
परन्तु विद्या तथा कलाकाशल में वे सब युराप से श्रेष्ठ थे | मध्य- 
काल में इटली, विद्यां का केन्द्र था। इसका प्रधान कारण यह 
था कि इसाई-धम्म का केन्द्र रोम नगर इटली में ही था। इसी 
धार्मिक केन्द्र से आरम्भ होकर रिनासेंस समस्त युरोप में फैला 
तथा उसके उदय से मध्यकाल का समय इस भाँति गल गया 
जैसे सू् के उदय से बफ़। रे 

विशेषतया गिरजों में लेटिन तथा श्रीक भाषाएँ जीवित थीं । 
अब इटलीवालों को उन्हें सीखने का शोक फिर पेदा हुआ । 
पीटाक, दान्ते आदि के प्रयज्ञों और ग्रन्थों ने इन विद्याओं के लिये 
रुचि उत्पन्न कर दी, मत-भाषाओं को पुनर्जीवित करने का 
प्रयत्न होने लगा । इसी समय कुस्तुन्तुनिया से भागे हुए विद्वानों 
ने इटली में आकर विद्या की रुचि में ओर भी प्रोत्साहन दिया। 
ये बातें बड़े महत्त्व की हुई । ज्ञानवृद्धि का सब से महत्वपूण फल 
घमसंशोधन हुआ । अब तक लोग घम की बुराइयों में हस्तक्षेप 
करने से बहुत डरते थे, परन्तु जब-विस्तृत ज्ञान से उन्हें धर्म के 
असली रूप का पता लगा तब वे निर्भय होकर धाम्मिक बुराइयों 
पर समालोचना तथा आजक्तेप करने लगे । 

आविष्कार---इसी काल सें छापे की कल का आविष्कार 
हुआ, जिससे पुस्तकें अत्याधिक सस्ती हो गई तथा समस्त युरोप 
में नवीन ज्ञान फेलाने में सहायक हुई | अब तक विद्या पादरियों 
के अधिकार में थी, परन्तु अब सवंसाधारण उसे सीख कर लाभ 
उठाने लगे । 

बारूद का आविष्कार भी इसी समय हुआ । अब तक 


यूरोप का इतिहास १२ 


तीर, तलवार और भूले आदि ही युद्ध के हथियार थे। इस आ- 
विष्कार से युद्धकला में एक नवीन परिवत्तेन हुआ । अमीरों की 
शक्ति में भी कमी हुई। युरोप के अमीर हमारे देश के अमीरों 
के समान नहीं थे, वे स्वतंत्र रूप से अपने किले बनवातेथे 
तथा सशस्त्र सैनिक रखते थे। ये लोग कभी कभी इतने बलवान 
हो जाते थे कि राजाओं को भी गद्दी से उतार देते थे | इंगलेंड 
में ऐसः कई बार हुआ । बारूद से राजाओं की शक्ति बढ़ी । 

तीसरा आविष्कार समुद्र में दिशा बतलानेवाले यंत्र का 
हुआ । अब तक अनेक मह्ाह तथा जहाज़ समुद्र में रास्ता भूल 
कर भटक जाते थे | इसलिये वे दूर जाने का साहस नहीं कर 
सकते थे। इस दिशा-दशक यंत्र ने समुद्र-भ्रमण में बंहत सहायता 
पहुँचाइ जिससे अनेक नये द्वीप तथा महाद्वीप खोज निकाले गये । 

शिल्प, उद्योग और व्यापार की उनन्‍नति-इस समय 
कलाओं का आश्वयंजनक विकास हुआ, पुरानी सुन्दरता तथा 
पुराने आदर्शों ने लोगों को आकृष्ट किया। चित्रकार तथा 
शिल्पियों ने उनकी उन्नति में अपना जीवन बिता दिया । 

इस भाँति इटली के शहर कलाओं के अद्भुत नमूने बन गये 
वस्घों में सोने का काम होने लगा ओर उन पर तरह तरह के रंग 
होने लगे । नगरों की वृद्धि हुई, जिससे व्यापार की भी उन्नति 
हुई । व्यापार को ओर बढ़ाने की इच्छा ने ही अनेक देशों और 
नये सागों का पता लगाया । अब तक खेती का प्रचार कुछ 
अधिक था, परन्तु उद्योग-धन्धे और व्यापार की-जों आज कल 
की शक्तियों में ग्रधान समझे जाते हैं--इसी काल में उन्नति तथा 
वृद्धि हुई । 


१३ नवीन काल 


खोज--ज्ञानबृद्धि और व्यापार-वृद्धि की लालसा ने भौगों- 
लिक खोज कराई | यूरोप के लोग अब तक भारत, चीन आदि देशों 
धनवान होने की कथाएँ सुनते रहें । अब उन्हें पूर्वी देशों 

व्यापार करने की इच्छा हुई परन्तु भूमध्यसागर में तुक्कों ने आधि- 
पत्य जमा लिया था। अत: उन्‍हें भारत के लिये किसी नये मार्ग की 
आवश्यकता हुई । आवश्यकता आविष्कार की जननी है । इस 
समय पुतंगाल का राजकुमार हेनरी ऐसे कामों में विशेष्न भाग 
लेता था । उसने अपना जीवन देशवासियों को नई खोज करने के 
लिये उत्साहित करने में ही बिताया । जिनोबवा का रहनेवाला 
एक महाह कोलम्बस भारत की खोज करने को भेजा गया परन्तु 
उसने एक नया ही महाद्वीप खोज निकाला । फिर केबाटद नामक 
'महाह ने उसकी आन्तरिक दशा का पता लगाया | सन्‌ १४९८ में 
एक दूसरे मछाह वास्कोडिगामा ने आफ्रिका का' चक्कर लगा कर 
अन्त में भारत का पता लगा ही लिया | इन खोजों से लोगों को 
ससुद्री-सफ़र का बहुत उत्साह हुआ और एक पुतंगाली मल्लाह 
मेंगेलिन ने सर्वश्रथम संसार की परिक्रमा करके साबित कर दिया 
कि प्रथ्वी गोल है। इन नवीन खोजों से भूमध्यसागर का व्यापार 
बन्द हो गया और उसका स्थान अटलान्टिक महासागर को मिला। 
यूरोप की सम्पत्ति तथा उसके भोगोलिक ज्ञान में भारी वृद्धि हुई । 
इसी बड़ी घटना को लेकर कोइ २ इतिहासकार सन्‌ 
१४९० ६० से नवीन युग का आरम्भ मानते हैं । वास्तव में यह 
बड़ी घटना है। अब तक ज्ञात संसार बहुत छोटा था। इस 
वर्ष उन्हें पृथ्वी के अधभाग, एक नई दुनिया अथोत्‌ अमेरिका 
का पता लगा । परन्तु इस घटना का कारण लोगों में नाविकता 


यूरोप का इतिहास १७ 


की रुचि थी जो स्लिसेंस के समय से ही आरम्भ हो गई थी ! 
अतः नयी दुनिया के कारण नये विचार तथा नया समय नहीं 
हुआ बल्कि नये विचारों ने नई ढुनिया की खोज की । 

कुछ अन्य विशेषताएं --एकतंत्रवाद---इस समय जो रिया- 
सततें कुछ बड़ी तथा शक्तिमान थीं उन्होंने छोटी रियासतों को 
हराकर अथवा उनसे सम्बन्ध जोड़कर अपनी रियासत में मिलाना 
चाहा ' और इस भाँति अपना राज्य विस्तृत करके एकतंत्र राज्य 
करना चाहा | हमें स्थान २ पर इस बात के श्रमाण मिलेंगे कि 
अनेक छोटी रियासतें इसी कारण लुप्त हो गई । 

यह बात भी महत्व की है कि इस राज्यविस्तार की नीति ने 
यूरोप में एक नई प्रथा को जन्म दिया। इसे शक्ति-संविभाग, 
शक्तियों को समानता अथवा बैलेन्स आफ़ पावस कहते हैं अथोत 
जहाँ किसी राजा की विशेष वृद्धि हुई कि फौरन ही अन्य छोटे 
छोटे राजा आपस में मिलकर उसकी शक्तिको दबा देते थे । इस 
नीति से कोईराज्य बहुत न बढ़ पाता था । यूरोप की शक्तियां इस 
भाँति बराबर बँटी रहीं । समध््त इतिहास इसी नीति से भरा है । 

इस समय मध्यकाल की एक ओर विशेषता नष्ट हो चली थी | 
अब तक लोगों में राष्ट्रीय का भाव बिलकुल न था परन्तु नवीन 
यूरोप में यह एक प्रधान शक्ति हुईं | सध्यकाल की विशेषता अन्त- 
रोष्ट्रीता का विचार था। यद्यपि रियासतों में भांगड़े होते थे 
परन्तु पश्चिमी यूरोप फिर भी एक था। नवीन काल में यह एकता 
का भाव जाता रहा । 


दूसरा अध्याय 


यूरोप की उस समय की स्थिति 


जमनी--इस समय युरोप के अन्य देश तो अपने २ को सुदृढ़ 
बनाने तथा बढ़ाने में लगे हुए थे परन्तु जमनी में दूसरा ही दृश्य 
उपस्थित था । यहाँ विभिन्न प्रान्तों में अनेक प्रकार की शासन-पद्ध- 
तियाँ प्रचलित थीं। सेक्सनी का राज्य वंश-परम्परा का राज्य था 
परन्तु कोलोन में शासक चुना जाता था । अनेक स्थानों में प्रजा- 
सत्तात्मक राज्य भी थे। पवित्र रोमन साम्राज्य जो यरोप का प्रधान 
समभा जाता था इस समय सबसे निबल था । सम्राट भी पोप 
की भाँति चुना जाता था । चुननेवालों में ( जो इलेक्टर कहलाते 
थे ) मेत्ज़, कोलान तथा ट्रीव्स के तीन आकबिशप (लाटपादरी ) 
तथा सेक्सनी, बोहेमिया, त्रेडनबर्ग और पेलेटाइन के चार शासक 
थे | चुना हुआ मनुष्य राजा की पदूव्ी धारणं करताथा तथा पोप 
द्वारा उसका अभिपेक होने पर वह सम्राट माना जाता था । 

सम्राद्‌ की सहायता के लिये एक डाइट अथवा राज-सभा 
भी स्थापित की गई थी जिसमें तीन विभाग थे । पहले में सातों 
चुननेवाले, दूसरे में अन्य रइस व राजा तथा तीसरे में खतंत्र 
नगरों के रहनेवाले होते थे। यही सभा वहाँ की व्यवस्थापक 
अथात्‌ कानून बनानेवाली सभा थी। परन्तु इन तीनों दलों में 
- आपस में बेमनस्थ रहता था तथा इस सभा और राजा में भी 

_ ऐक्य न था| अतः कोई कार्य ठीक रीति से न हो पाता था । 


यूरोप का इतिहास १६ 


चुनकर सम्राद बनाना वहाँ की शासन-पद्धति का दोष था 
क्योंकि चुननेवालों की सदा अपने स्वार्थ का ध्यान रहता था | व 
किसी बलपान राजा को नहीं चुन सकते थे, क्योंकि उससे उन्हें अपनी 
शक्ति छिन जाने का भय था । अतः वे सदा निबंल राजा चुना 
करते थे। इस कारण ये निभय तथा स्वतंत्र रहते थे । अतः: जमनी 
में ऐक्य स्थापित करना असंभव सा था, साम्राज्य के स्वतंत्र नगर 
भी एकता में बाधक थे। जिन लोगों को चुनाव तथा राजसभा म 
स्थान न था वे प्रथ्वी तथा समुद्र में छूट किया करते थे। उन्हाने 
निज के किले आदि भी बनवा लिये थे तथा उनमें से बाक़ायदा 
छोटे बड़े सब जहाज़ों को निडर होकर छट॒ते थे। इस कुमति का 
फल यह हुआ कि साम्राज्य के बाहरी हिस्से बिना '“सींवे पेड़ की 
डालियों के समान सूख २ कर अलग होने लगे | इटली हाथ से 
निकल चुका था, हंगरी तथा बोहेमिया का भी रुख फिर रहा था, 
स्वीजरलेन्ड भी खतंत्र हो गया था तथा बरगन्डी ने अनेक स्थानों 
पर कब्जा कर लिया था । 

मेक्सिमि'लेयन---ऐस समय में सम्राट मेग्जिमिलियन सन्‌ 
१४९३ में गद्दी पर बेठा। वह वीर, योद्धा, चतुर तथा सर्वेप्रिय था। 

सम्राद मेक्‍्स ने अनेक सुधार करने का प्रयत्न किया, 
रइसों से स्वतंत्रतापूवक युद्ध करने का अधिकार छीन लिया तथा 
राज्य में शान्ति की घोषणा की । इसने एक कर भी लगाया जो 
सबको देना पड़ता था पर इन सुधारों में से कोई भी सफल नहुआ। 

विदेशी नीति--सम्राट मेक्सिमिलियन विदेशी नीति के लिये 
अधिक प्रसिद्ध है। उसने अनेक रियासतों से वेवाहिक सम्बन्ध 
किये जिनसे यूरोप का नकशा बदल गया । स्वयं अपनी शादी 


१७ यूरोप की स्थिति 


बरगन्डी की मेरी से करक उसन फ्रेंच काम्दी नामक स्थान तथा 
'नीद्रलेण्ड देश पायां। उसने अपने लड़के क्रिशिप की शादी स्पेन' 
के राजा फर्डिनेन्ड और रानी आइज़ाबेला की लड़की जुआना से 
'करके स्पेन का राज्य भी ( फडिनेण्ड के मरने पर ) अपने वंश 
अर्थात्‌ हेप्सवर्ग वंश के अधीन कर लिया तथा अन्त में अपने 
पौन्र के विवाह से हंगरी और बोहेमिया पर अधिकार किया । 
इस भांति इसने अपना राज्य फिर बढ़ा लिया । हे 

इटली-धामिक केन्द्र होने तथा अपने धन, व्यापार और 
'कलाओं के कारण इटली एक महत्वपूर्ण राज्य था ।ये लोग कृषि- 
काय में भी निपुण थे और इन्होंने अनेक नहरें बनाकर पो नदी 
की घाटी को एक हरा भरा बाग बना रक््खा था। वेनिस यहाँ 
का प्रसिद्ध बन्दरगाह तथा,मध्यकाल का व्यापारिक केन्द्र था। 
'इटली के एक भाग नेपिल्स पर स्पेनवालों का अधिकार था। ये 
'लोग अनेक बातों में इटलीवालों की नकल किया करते थे । 

परन्तु इटली में कई ऐसे आन्तरिक कारण उपस्थित हो रहे थे 
जो उसे अधोगति की ओर खींच रहे,थे । उस समय इटली एक 
राष्ट्र न था। स्थान २ पर कलह हो रहे थे, राज्य-व्यवस्था तथा 
न्याय शिथिल्ञ पड़ . गय थे तथा शीघ्र ही वह समय आ रहा था 
जिसने इटली का व्यापार, धन तथा ख्ातंत्र्य हरण करके उसे 
'परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ दिया । 

अब हमें इटली की आन्तरिक दशा देखना चाहिये | योंही 
यहाँ अनेक रियासतें थीं परन्तु इस समय पाँच रियासतों ने ओरों 
को दबाकर अधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी । थे पाँच रियासतें 
मिलन, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपिस्स तथा पोष की रियासतें थीं । 


यूरोप का इतिहास ५८ 


१. मिलन--पहले थह रोमन साम्राज्य का एक जागीर थी। 
'सन्‌ १४५० में यहाँ स्कोजी वंश का राज्य हुआ जिसमें सब से 
चतुर तथा राजनीतिज्ञ फ्रांसेस्को था। उसका पुत्र निबल तथा 
डरपोक ओर दुराचारी होने के कारण कुछ काल बाद मार डाला 
गया । उसका पुत्र बालक था--अतः उसका भाई लोडोनिकों 
( अर्थात्‌ बालक राजकुमार का चाचा ) संरक्षक नियत हुआ । 
परन्तु यह राज्य अपने हाथ में लेना चाहता था। अतः उसने सम्राट 
ओर फ्रान्स से सहायता माँगी, जिससे आगे चल कर स्पेन और 
फ्रांस में झगड़ा हुआ। लोडोनिको जो काले रंग के कारण मूर 
( अफ्रिका निवासी ) कहलाता था अपने पिता फ्रांसेस्को के समान 
बुद्धिमान था, पर साहसी न था । अवसर पर वह' बेरहमी से भी' 
काम लेता था । पर उसने राज्य अच्छी तरह किया और दरबार 

खूब सजाया । उसे साहित्य तथा कलाओं से भी प्रेम था । 

२. वेनिस--.-सध्यकाल में वेनिस एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र 
था परन्तु अब उसका महत्व घट रहा था । .वह इटली की रिया- 
सतों में सब से अधिक शक्तिमान तथा विस्तृत था। यहाँ की प्रजा 
भी शान्तिप्रिय थी तथा यह इटली को बाहरी शत्रुओं से बचाने- 
वाला समझा जाता था। परन्तु तुर्कों की बढ़ती हुई - शक्ति ने 
उसके अनेक स्थानों पर अधिकार कर लिया जिस पर वेनिस ने 

. उनसे संधि कर ली । 

यहाँ यद्यपि प्रजातन्त्र राज्य था, परन्तु प्रधान शक्ति यहाँ के 
धनी व्यापारियों के हाथ में थी, जो प्रायः अच्छे गजनीतिज्ञ होते 
थे। ये एक सभा करके एक डोग अथवा राष्ट्रपति चुन लेते थे ॥ . 
यह पद्धति कुछ कुछ स्पाटों से मिलती जुलती थी । 


१९ यूरोप की स्थिति 


३. फ्लोरेन्स--यहाँ भी प्रजातन्त्र राज्य था परन्तु असली 
शक्ति मेडिसी वंश के अधीन थी। इस वंश का सब से प्रसिद्ध तथाः ' 
बलवान लोरेन्ज़ों ( १४६५-०२ ) हुआ | पोष से उसका झगड़ा 
ही गया तथा पोष ओर नेपिल्स ने उसकी जान लेने का घड- 

त्र रचा, जिससे उसका भाई मारा गया और उसके भी गहरी 
चोट आई । परन्तु इसके बाद वह यहाँ अधिक सर्वग्रिय हो 
गया । वह शान्ति का बड़ा पक्तपाती था, उसने फ्लोरेन्स के 
महत्व और यश को बढ़ाया परन्तु कर भारी लगाये और कुछ 
अधिकार भी छीन लिये । सन १४५९२ में उसकी मृत्यु से देश को' 
बड़ी हानि पहुँची । 

उसके बाद यहाँ की स्थिति फिर बिगड़ गईं । इटली तथा 
फ्लोरेन्स की ऐसी दशा देखकर एक उपदेशक सेवनरोला ने यहाँ 
पर राष्ट्रीय भाव जगाने का बड़ा प्रयत्न किया । उसने दुःखित हो 
कर एक बार यह भविष्य-क्रन्दन किया-- हा इटली ! हां रोम ! 
मुझे परमात्मा की ऐसी इच्छा मालूम पड़ती है. कि में तुम्हें एक 
ऐसी जाति के हाथ में छोड़ जाऊँ जो तुम्हें मनुष्य जाति से 
बहिष्कृत कर देगी । बबर लोग ( तुक ) भूख बाघ की भाँति 
तुम्हारी ओर आ रहे है। मृत्यु-संख्या यहाँ इतनी बढ़ेगी कि 
कबरें खोदनेवाले गली २ चिह्ाते फिरेंगे “क्या गाड़ने के लिये 
कोई मुरदा है” ओर तब कोई अपने पिता की लाश को लाकर 
उन्हें देगा और कोई अपने भाई की | हा रोम | में तुमसे फिर 
कहता हूँ, पश्चात्ताप कर, पश्चात्ताप कर ! हा बेनिस ! हामिलन !!” 

इसके उपदेशों से देश में बड़ा जोश फेला और वह राष्ट्रीय 
वीर समझा जाने लगा । जब फ्रान्स के राजा आठवें चास्स ने: 


यूरोप का इतिहास २५० - 
४४७७४ ७७७७७ ७2 | 


इटली पर आक्रमण किया तब लोगों ने सेवनरोला को ही अपना 
' नेता बनाया । उसने चार वर्ष तक शान्तिपू्षक राज्य किया और 
प्रजा कौ राज-काज में बहुत भाग दिया। सन्‌ १४९८ में वह हरा 
दिया गया और जीवित ही जला दिश्य गया । अब यहाँ विद्रोह 
का युग उपस्थित हुआ जिसके अन्त में मेडिसी वंश को फिर 
सत्ता ब्राप्त हुइ 

४. नेपिस्स---पहले नेपिल्स और सिसली मिले हुए थे । 
परन्तु १०वीं शताब्दी के बीच में जब एरेगोन ( स्पेन का एक 

गग) के एलफेंजों पंचम ने अपनी जायदाद अपने भाई ओर पूृत्र 
में बाँटी तो दोनों अलग हो गये ओर इस भाँति एरेगोन बंश की 
दो शाखाएँ हो गईं। परन्तु उसके पुत्र फर्डिनेन्ड की करता के कारण 
वहाँ के सरदारों ने फ्रान्स से सहायता माँगी । अन्त में वह स्पेन 
में मिला लिया गया तथा यूट्रेक्ट की सन्धि तक उसी में रहा। 

७. पोषों का राज्य---अपने आध्यात्मिक तथा धामिक कत्यों 
को छोड़कर पोप राजनीतिक शक्ति बन गये थे । उनका देश 
मध्य इटली में समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला 
था और पोष उसे बढ़ाने में लगे थे | वोजियां वंश का पोप अल- 
जेन्द्र छठवाँ राज्य-विस्तार की नीति को भलीभाँति काम में लाया । 
वह सब पोषों से अधिक नि्दंय तथा चालाक समभा जाता है। 
उसके पुत्र सीज़र ने भी उसे बड़ी सहायता दी जिससे उस समय 
पोप-राज्य बड़ा बलवान्‌ हो गया । उनके उत्तराधिकारी जूलियस्‌ 
द्वितीय तथा लियो दशम अनेक कलाओं में निपुण होते हुए भी 
दुराचारी थे। पोपषों के षड़यन्त्रों के कारण लोगों का उन पर से' 
विश्वास उठ रहा था। इन्हीं कारणों से घामिक विप्रुव हुआ | 


२१ यूरोप की स्थिति 


इस भांति इटली का [विभक्त तथा निबेल देखकर तीन राष्ट्र. 
उसकी ओर आँख लगाये हुए थे--फ्रान्स, स्पेन ओर तुर्की | यह 
कहना कठिन था कि भविष्य में इटली का अधिपति कौन*होगा 
वेनिस यह समझ कर कि हम तो सब राज्यों के बीच में हैं, 
समस्त इटली से उदासीन रहता था, क्‍योंकि उसे आक्रमण 
का भयन था। 

ऐसे समय वेनिस्‌ ने कुस्तुन्तुनिया का अन्तिम करुणा-ऋद्ून 
सुना (१४०३ ३०) । इस अभागे नगर ने अपनी दीवारों के नीचे 
३ लाख बबर ( तुक ) लोगों की सेना को देखां परन्तु उसे बचाने. 
की हिम्मत किसे थी । पश्चिमी यूरोप के सब राजा अपने २ 
भाग़ों में लगे थें। हंगरी घरू लड़ाइयों से बबोद था | आदष्िया 
का राजा फ्रेडरिक तृतीय अपना राज्य बढ़ाने की फ़िक्र में था । 
दूसरे लोग भी बेठे २ अपनी २ भावी हानि का अन्दाज़ा लगा 
रहे थे परन्तु उसे बचाने का कोई यत्न नकरता था । वेनिस आदि 
देश भी सोच रहे थे कि हम इस युद्ध में भाग लें या न लें । इसी 
दुबिधा में उाघर सब चोपट हो गया ।« इटली' ने कुस्तुंतुनियां से 
प्राण बचा कर भागनेवाले अनेक लोगों को अपनी गोद में आश्रय 
लेते देखा । उनकी दुःखभरी कहानी ने समस्त यूरोप में लज्जा, 
क्रोध तथा भय उत्पन्न किया । कुस्तुन्तुनिया में सेण्ट सोफिया 
नामक गिरजाघर के स्थान पर एक मसजिद खड़ी देखकर सब 
आँसू बहाये तथा चुपचाप कुस्तुन्तुनिया की बरबादी और साठ 
हज़ार ईंसाइयों के कत्ल का दुःखद समाचार सुना । 

अब यूरोप को कुछ होश हुआ । रूस के ज़ार निकोलस 
तुर्कां के विरुद्ध धम-युद्ध का उपदेश करने लगे । इटली की सब 


यूरोप का इतिहास श्र 
रियासतें भी लोदी की सान्धि स आपस में मिल गई । स्थान २ पर 
धर्म-युद्ध के लिये शोर तथा उत्साह दिखाई देने लगा। 

ईसाई धर्म के वीरों में ठस समय के दो मनुष्य अवश्य 
प्रशंसनीय हैं. । पहला हंगरी देश का हनीएड्स तथा दूसरा 
अलबानिया का सिकन्दर बेग । पहला--जिसे तुक मूत कहकर 
अपने बच्चों को उसके नाम से डराते थे--तुर्कों को आगे बढ़ने से 
रोककर वापस आ गया तथा दूसरे ने उनकी पीछे से खबर ली। 
उसका बल देखकर विक्रमादित्य के समय के वीर याद आते हैं । 
कहते हैं कि उसने ( सिकन्दर बेग ) एक ही घँसे से एक जंगली 
सांड का सिर तोड़दिया । इसी बल के कारण उसे विश्वविजयी 
“सिकन्द्र' का नाम दिया गया था। उसके मरने पर तुकों ने 
उसकी हड्डियाँ आपस सें बाद लीं जिससे वे अजेय हो जॉय । 

इसी एहसान के कारण उसके पुत्र मधिया कारविनस को 
'हंगरी का सिंहासन प्राप्त हुआ । उसने अपनी काली पल्टन को 
तुकों से लड़ने भेजा । उसका राज्य हंगरी में बड़ा उब्बल तथा 
प्रसिद्ध है। उसने अपनी राजधानी में एक विश्वविद्यालय भी खोला 
तथा एक वेघशाला, एक अजायबघर ओर एक पुस्तकालय भी-जों 
उस समय संसार के सब पुस्तकालयों से बड़ा था-स्थापित किया । 
डसीने हंगरी को बहुत अधिकार दिये।बह १४६४ में मर गया। 

स्पेन ओर पुतंगाल--स्पेन में उस समय अधिकतर यहूदी 
( ज्यू ) लोगों की बस्ती थी जो हाल में इसाई बना लिये गये थे । 
ये लोग बड़े लड़ाके थे । उस समय वहाँ मूर लोगों का भी बहुत 
जोर था | ये लोग तुर्की, अफ्रिका आदि में फैले हुए थे और 
धर्म के मुसलमान थे । स्पेन के दक्षिणी सूबे ग्रनाडा को इन्होंने 


श्ने यूरोप की स्थिति 


मध्यकाल में जीत लिया था और इस समय यह उन्हीं के अधि- 
कार में था ओर प्राय: वहाँ बस्ती भी उन्हीं की थी । शेष 
रियासतों में ऐरेगान ओर केस्ट्राइल, पुतंगाल और नेवार थी। मूर 
'लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध होने पर भी इन रियासतों में 
ऐक्‍य न था जो फडिनेन्ड के समय में हुआ । ह 

केस्टाइल के राजा हेनरी द्वितीय की मृत्यु के बाद उसकी व 
आइज़ाबेला रानी बनाई गई ओर सरदारों ने उसकी शादीः ऐरे- 
गान के राजा जुआन हितीय के पुत्र फडिनेन्ड के साथ कर दी । 
(सन्‌ १४६७) में रानी की मृत्यु के बाद वह दोनों राज्यों का राजा 
स्वीकार किया गया । फिर उसने इस सम्मिलित शक्ति से मूर लोगों 
से लड़ाई की | 

ग्र नाडा के एक फक्कीर ने कह दिया था कि अब यह राज्य 
अस्त होने को है । वहाँ की आन्तरिक दशा देखकर लोगों को यह 
बात सही भी माल्यम हुई | मूर और इसाई लोग सदा आपस में 
लड़ा करते थे और एक दूसरे का देश नष्ट किया करते थे। सन्‌ 
१४८१ मूर लोगों ने जहारा पर आक्रमण किया । बस लड़ाई का 
बहाना मिल गया। ग्यारह व तक युद्ध होता रहा, जिसमें 
स्पेनिश लोग धीरे धीरे प्र नाडा के कस्बों पर अधिकार करते गये। 
अन्त में अस्सी हज़ार सिपाहियों ने भ्रेनाडा पर ही घेरा डाला। नो 
मास तक घेरा पड़ा रहा । एक मूर ने फर्डिनेन्ड और रानी को 
मारने के लिये उनके डेरे में आग लगा दी; परन्तु वे दोनों बच गये 
ओर उन्होंने रहने के लिये एक नया नगर ३ माह में तैयार करवा 
लिया । यह हृढ़ता देखकर मूर लोगों मे--इस शत पर कि उनके 
थम में बाधा न डाली जाय और उनके न्यायाधीश उनकी ही 


यूरोप का इतिहास रछ 


जाति के बनाए जायँ--सन्‌ १४९२ में किले के फाटक खोल दिये। 
_ छप्र भाँति पश्चिमी युरोप में मुसलसानी राज्य का अन्त हुआ । 

फर्डिनंड की नीति--फर्डिनेन्ड की आन्तारिक नीति का उद्देश्य 
देश में अपनी शक्ति दृढ़ और केन्द्रित करना था। बह देश में 
धार्मिक ऐक्य स्थापित करना चाहता था । उसने सरदारों की 
शक्ति कम करने का भी प्रयत्न किया। धामिक जोश में उसने इन- 
किन्निशन नामक एक सभा स्थापित की जिसका काय केथोलिक 
इसाई मत न माननेवाले सब लोगों को कठोर दण्ड देना था । 
यह सभा क्ररता के लिये प्रसिद्ध होगई और अन्त में उसने स्पेन 
को नष्ट कर दिया। उसने पुरानी शत का विचार ।न करके 
यहूदी और मूर लोगों से भी इसाई बनने को कहां । पहले उसने 
आज्ञा निकाली कि यातों सब यहदी इसाई हो जाये या देश 
निकल जायेँ परन्तु सोना चाँदी आदि कुछ न ले जाने पाबे । इस 
भाँति लगभग आठ लाख मनुष्य पुतंगाल, इटली, अफ्रिका, 
आदि में जा बसे । पुतंगाल में ये प्रति मनुष्य ८ सुबर्ण मुद्रा देने 
पर घुसने दिये जाते थे ओरणफिर भी इनके गुलाम बनाए जाने का 
खटका था; परन्तु स्पेन से ये इतने डर गये थे कि जो लोग यहाँ 
आगये उन्होंने अपने स्पेनवाले कुद्धम्बियों को लिखा--यहः प्रभ्बी 
अच्छी है, यहाँ के मनुष्य पागल हैं, यहाँ हमारे लिये अच्छा 
अवसर है, तुम चले जाओ ओर थोड़े दिनों में यहाँ की प्रत्येक 
वस्तु हमारी हो जायगी।! इसी भाँति अनेक मूर भी अफ्रीका 
भेज दिये गये | 

सन्‌ १००४ सें रानी आइजाबेला की मृत्यु हुई। यह बड़ी 
वीर तथा विदुषी थी। फडिनेन्ड अपना नाम भी न लिख सकता, 


२५ यूरोप की स्थिति 


था परन्तु यह लैटिन भाषा तक जानती थी ।,उसी ने कॉलम्बस, 
को अनेक तरह से सहायता दी थी तथा उसपर इल्ज़ाम लगाये 
जाने पर भी उसकी रक्षा की थी; वह लोकप्रिय थी। उसकी 
मृत्यु के बाद मंत्री ज़िमनीज़ के कहने से लोगों ने फडिनेन्ड को 
राजा माना | है 

फडिनेन्ड की बाहरी नीति--विदेशी नीति में भी वह बहुत 
सफल रहा । उसने फ्रांस के विरुद्ध कई गुट बनाये और नेपिल्स 
पर अधिकार कर लिया । उसने नेवार की राजकुमारी स अपनी 
दूसरी शादी की जिससे १०१२ इई० में उसे नेवार राज्य भी 
प्राप्त हो गया। कोलम्बस की खोज ने समुद्रपार भी उसके 
साम्राज्य की स्थापना की, फिर उसने पुतंगाल भी मिलाने की 
इच्छा से अपनी दो पुत्रियों की शादी पुतंगाल के राजकुमार से 
की । एक तीसरी लड़की इंगलेन्ड के राजकुमार आर्थर तथा उस 
की सत्यु के बाद उसके भाई आठवें हेनरी को ब्याही गई | एक 
लड़की का विवाह उसने सम्राट मेग्जिमिलियन के पुत्र फिलिप 
से किया, जिससे अन्त में स्पेनिश राज्य हेप्सवग वंश के अधीन 
हो गया । उसके पुत्र की शादी सम्राद मेग्जीमीलियन की लड़की 
मारगरेट से हुई | इस भाँति उसने अपनी लड़कियों और लड़कों 
को विदेशी नीति के अम्न स्वरूप व्यवहार किया और इस भाँति 
विदेशों में अपना प्रभाव बढ़ाया ! 

इसी के फल स्वरूप उसकी पुत्री जुआना-जो मेग्जिमिलियन 
के पुत्र फिलिप को व्याही गई थी--का पुत्र चाल्स (पंचम) एक 
"बड़े राज्य का अधिकारी हुआ । 

फ्रान्स--नवीनकाल में फ्रान्स ने बहुत भाग लिया है तथा 

हर, है 


है 


यूरोप का इतिहास" २६ 


2 


उसका इतिहास महत्वपूर्ण है। इस समय फ्रांस और इंगलेण्ड 
के बीच करा शतवाषिक युद्ध समाप्त हो चुका था और फ्रान्स 
अपनी हानि की पूर्ति भी कर चुका था । अब वह अपने राज्य 
को दृढ़ तथा विस्तृत करने के उद्योग में था। फ्रान्स में कई 
शक्तिमानः रईस थे जिनमें वरगंडी का ड्यूक सबसे शक्तिमान 
था। ये लोग राजा को कुछ. चीज़ न समभते थे। जनता उन 
रईसों के अत्याचारों से घबड़ा कर राजा के पक्ष में थी अतः राजा 
सरदारों को दबा सकता था । 

सन्‌ १४६१ में सातवें चाल्स की मझृत्युके बाद उसका पुत्र 
लुईइ ग्यारहवाँ गद्दी पर बेठा । यद्यपि बह बुद्धिमान तथा साहसी 
था जैसा कि उसके कार्यों से माठम होगा, पर उसने ओछे तथा 
सभासद पसन्द काम करने में ही मन लगाया । एक सिपाही को 
अपना राजदूत नियत किया और एक नाई को अपने महल का 
सुपरिन्टेन्डेन्ट ( निरीक्षक ) बनाया और खयं भी मेले वस्त पहले 
और बीमारी में भी मेले कमरों में ही रहना पसन्द किया | 
पिता के समय के सब मंत्रियों तथा कमचारियों को उसने बर- 
खास्त कर दिया और फिर रइसों की जागीरें जब्त करने की 
धमकी दी और उन्तसे शिकार का अधिकार भी छीन लिंया । 
शिकार बन्द कर देना उस समय रइसों का बड़ा अपमान समभा 
जाता था; अतः सब रईस तथा निकाले हुए लोग मिलकर छुट्ट के 
विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने, लगे जिनके नेता बखांडी तथा 
ब्रिटेनी के ड्यूक हुए । इंगलेन्ड के राजा एडवर्ड चतुर्थ की बहन 
बरगंडी के ड्यूक को ब्याही थी, अतः उसने भी उनकी सहायता 
की । छुईद को हारकर रइसों को बहुत सी रियायतें देनी पड़ी । इसी 


र्ड यूरोप की स्थिति रोप की स्थिति 


यीच में छुई का भाई जो सरदारों की उ्ल्लेर मिला हुआ था, 
'मरणया । इससे रईसों का उत्साह एकदस कसम हो ग्झा | लुड 
"ने अवसर देखकर एडवर्ड चतुर्थ को तो रिश्वत देकर उससे पीछा 
कछुड़ाया, शेष दो चार रइसों को हरा दिया ओर इस भाँति अपनी 
स्थिति फिर हृढ़ करली । 

बरगन्डी का ड्यूक चाल्स बहादुर इस समय का बड़ा 
विख्यात वीर है | उसे यद्ध करने की प्रबल इच्छ्छ रहती थी | फ्रान्स 
में मौका न देखकर उसने छोटी छोटी रियासतें दबाकर अपने लिये 
एक साम्राज्य स्थापित करना चाहा तथा इस के लिये जमनी 
आदि से कई युद्ध भी किये ! फिर बह युद्ध के लिये स्वीटजरलेन्ड 
गया; परन्तु वहाँ की स्वतंत्रताओिय जनता ने उत्साह तथा क्रोध से 
युद्ध करके उसे परास्त कर दिया । इससे उसफी ख्याति को बड़ा 
वक्का लगा, बह पागलसा हो गया । तब से उसने न अपनी डाढ़ी 
बनवाई और न कपड़े बदले। फिर उसने पास की लोरेन रियासत 
से रेनी नामक राजकुमार को निकालना चाहा; परन्तु वह स्विस 
भाषा बोलता था, अतः स्वीटजरलेन्डवाले उसकी सहायता को 
आगये। सन १४७७ में खूब युद्ध हुआ जिसके बाद चाह्स का 
शत शरीर एक तह की कीचड़ सें सना हुआ पाया गया । किसी 
फो माह्म् न हुआ कि वह केसे मरा। रेनी ने जल छिड़क कर उसे 
परविच्च किया और कहद्ा-प्यारे भाई, परमात्मा आपकी आत्मा को 
शांति दे, आपकी मृत्यु स हमें बहुत दुःख हुआ है, बहुत दिलों 
तक लगा को विश्वास न हुआ कि ऐसा वीर एक साधारण युद्ध 
सें मारा जायगा और बे वरसों उसकी वाट देखते रहे । 

छुटट स्यारहव ने इस प्रकार वरगंडी के प्रबल बंश का अन्त 


यूरोप का इतिहास *« २८ 


होनेपर जलसा मन्कयया । चाल्स बहादुर की पुत्री मेरी का विवाह 
सम्राट्‌ मेग्जिमिलियन से हुआ; परन्तु मेरी एक्र पुत्र और एक 
पुत्री छोड़ कर शीघ्र ही मर गई । सन्‌ १४८२ में फ्रान्स 
तथा सम्राट्‌ में संधि होगई, जिससे फ्रान्स के राजकुमार 
डार्किन के-साथ मेरी की पुत्री मारगरेट का विवाह निश्चित हुआ 
जिसके दहेज में आर्टोइस और बरगंडी देना निश्चित हुआ । 

'फिर फ्रान्स ने ग्रोबेन्स, त्रिटेनी आदि को भी मिला कर 
अपना राज्य दृढ़ किया । फिर नेपिस्स पर भी अधिकार करना 
चाहा जिससे स्पेन से झगड़ा हुआ जो ५० वर्ष तक चला । 

इंगलेन्ड---इस समय इंगलेन्ड की आन्तरिक दशा बहुत 
बुरी थी। शतवाषिक युद्ध के समय एक निबल लड़का हेनरी 
छटवाँ गद्दी पर बठा था | यहाँ के रइस बड़े बलवान थे, जिनमें 
वारवेक का ड्यूक सब से प्रधान था। उसके यहाँ हजारों सिपाही 
रहते थे। एक समय के भोजन के लिये उसके तथा उसके 
साथियों के लिये छः बेल पकाये जाते थे । हेनरी छटवें का विवाह 
फ्रान्स के सूबे ग्रोवेन्‍्स की सुन्दर राजकुमारी मारगरेट के साथ 
हुआ था। वह लड़ने में- बड़ी बहादुर थी। शतवार्षिक युद्ध मे 
अबतक अंग्रेज़ सफल थे । वे अपने से दूने फ्रांसीसियों को हरा 
दिया करते थे । परल्‍्तु देवी जॉन के प्रकट होते ही फ्रांसवालों 
में विचित्र शक्ति आगई | अब वे अपने से दूने अंग्रेजों को 
हराने लगे। इस भाँति उन्होंने तमाम अंग्रेजों को मार भगाया । 
इंगलेंड से इस बात से बहुत खलबली मची । वे फ्रांस को 
जातीय शत्रु समझने लगे । अतः हेनरी छटवें का विवाह एक 
आऋंसीसी राजकुमारी से होना भी लोगों को बहुत बुरा लगा.। 


२९ यूरोप की स्थिति 





जगह जगह विद्रोह के लक्षण दिखाई देने लगे। एक सूबे याक के 
डयूक ( रईस ) रिचाडे ने ओर कई 'रहइसों की सहायता से 
'शजा को केद कर लिया और स्वयं राजा बन गया । हेनरी की 
'शानी मारगरेट ने एक सेना खड़ी करके युद्ध किया, पर वह हार 
गई; फिर उसने एक ओर बड़ी सेना तैयार करके वेक़फील्ड स्थान 
के पास रिचार्ड को हरा दिया जिसमें वह मर गया। उसका 
बारह वर्ष का लड़का भाग निकला पर पकड़ लिया गया 4 उस 
बेचारे ने घुटने टेक कर जान बचाने की प्राथना की; परल्तु क्रूर 
रईसों ने यह कह कर कि तुमे भी अपने बाप की तरह मरना 
होगा, तलवार से उसके दो द्ुकड़े कर दिये । इस पर वारबेक के 
अबल रईस ने रिचाडे के दूसरे पुत्र के राजा होने की घोषणा 
करदी। वह सन १४६१ में एडवर्ड चतुथ के नाम से गद्दी पर बेठा। 
वह उस समय इंगलेंड में सब से अधिक सुन्दर सममा जाता 
था । वारवेक के रईस ने उसे मारगरेट की फ़ोज से फिर लड़वाया 
और कई लड़ाइयों के बाद वह हार कर फ्रान्स को चली गई । 
इसी बीच में युद्ध में छूटे हुए माल के बटवारे के ऊपर एड- 
'बे तथा बारखेक में कगड़ा हो गया । अब उसने स्वयं मारगरेट 
को बुलाकर एडवर्ड पर चढ़ाई कर दी । एडवर्ड की सेना ने उसे 
'घोखा दिया और सन्‌ १४७० में वह बरगंडी भाग गया | अब 
फिर मारगरेट का पति हेनरी छठवाँ क़ोेद से निकाल कर राजा 
बनाया गया । एडवर्ड साहब अपनी बात बिगड़ती देखकर घोषणा 
करने लगे कि में तो सिफ अपने बापकी जागीर याक माँगता हूँ 
ओर अपने साथियों से कह दिया कि तुम लोग बोलते चलो-- 
महाराज हेनरी चिरंजीव रहें! परन्तु अपनी शक्ति फिर बढ़ती 


यूरोप का इतिहास, ३० 


देखकर .उन्होंने फिर सिंहासन पर अधिकार करना चाहा। वारबक 
इंस बीच में मर गया | मारगरेट और उसका पुत्र दोनों क़ेद कर 
लिये गये । पुत्र एडबर्ड के सामने लाया गया । एडवर्ड ने पूछ 
तुम्हें हमारे राज्य में घुसने का साहस किसके बल पर हुआ 
वीर माता के कुमार ने निर्भीकता पूरक उत्तर दिया “में अपने पिता 
हेनरी का राज्य लेने और अपने खत्व की रक्चा करने आया हूँ ! 
एडबड़े ने क्राधित होकर उसके मुँह पर जार स घसा मारा, फिर 
आसपास के लोग उस बच्चे पर दोड़ पड़े और खंजरों से उसे 
टुकड़े २ कर दिया। 

णडवर्ड ने लन्दन में प्रवेश क्रिया । उसी दिन हेनरी ने क़रैद 
में अपनी सानवलीला समाप्त की, सफेद गुलाब वंश की विजय 
हुई । ( क्योंकि योक वंश का ऋण्ड का चिन्ह सफेद गुलाब का 
फल था ओर लंकाशायर बंश का जिसमे हेनरी छठवाँ था, लाल 
गुलाब ) | एडबर्ड ने अब सब भाई बन्धा का मरबा डाला परन्तु 
ग्लोसेस्टर के ड्यूक रिचाड ने विष देकर उस भी परमधाम पहुँचा 
दिया ( सन्‌ १४८३ ) | उसका पुत्र एडवंड पंचम अभी बच्चा था 
अतः ग्लॉसेस्टर के डक ने अपने का उसका संरक्षक प्रकट किया 
परन्तु राजकुमार की माता जानती थी कि वह केसा संरक्षण 
करेगा | हेस्टिंग आदि और कई लोग भी रानी की ओर से एक 
षड़यन्त्र रच रहे थे | एक दिन रिचाड हँसता हुआ पालंमेन्ट में 
घुसा परन्तु एकदम त्यौरी बदलकर बोला कि जो लोग मेरे 
विरुद्ध पड़यन्त्र रच रहे हैं उन्हें क्या दश्ड दिया जाय ? फिर 
उसने हेस्टिग्ज की ओर देखकर कहा कि तुम उस दल के मुखिया 
हो अतः तुम्हारा सिर काटे बिना में भाजन नहीं करूँगा | रिचा्ड 


३१ यूरोप की स्थिति 


का इशारा पाकर कई सशशञ्र सैनिक हेस्टिग्स पर टूट पड़े और 
क्षण भर में उसका सिर प्रश्वी पर गिरा दियाँ। एडवर्ड पंचम 
आदि राजकुमारों को मरवा कर रिचाड पूण स्वतन्त्र राजा बन गया। 
पर अत्याचार का फल आय: शीघ्र मिल जाता है। रिचाडे 
भलीभाँति गद्दी पर बेठ भी न पाये थे कि एक नया मनुष्य 
उससे बदला लेने के लिये उत्पन्न हो गयां। फ्रान्स के त्रिटेनी आंत 
में लंकास्टर वंश का हेनरी ड्यूडर राज्य कर रहा था। उसका बाबा 
वेल्स ग्रदेश का था अतः वेल्सवाले भी उसके पक्ष में थे । युद्ध 
तथा अशान्ति से प्राय: सारा इंगलेंड घबरा रहता था और हेनरी 
ड्यूडर सरीखे एक बलवान राजा का बाट देख रहा था। हेनरी 
ने यह समाचार सुनकर इंगलेंड आकर वबोसवथे के मंदान में 
रिचाड का हरा दिया । रिचांड वीरता से लड़ता हुआ मारा गया। 
उसका मुकुट सरदारा ने हेनरो ड्यूडर के सिर पर रक्‍्खा । 
सन्‌ १४८० में यह हेनरी सातवें के नाम से गद्दी पर बेठा । 
एडवर्ड चतुथ की लड़की एलिज़ाबेथ से विवाह करके इसने याक 
ओर लंकास्टर वंश में मेल स्थापित किया । उसने अनेक उपायों 
से रइसों को निबल करके शान्तिपृर्वक राज्य किया । 
स्वोटज़रलेंड--यहाँ के सीधे सादे किसानों को स्वतन्त्रता 
सदा से प्यारी रही है । ये लाग व्यूटोनिक जाति के है तथा बड़े 
यीर पुरुष हैं । आर्प्स की सुन्दर गोद में स्थित अपना हरा भरा 
देश उन्हें प्राणों से भी प्यारा है और उसकी खतन्‍्त्रता की रक्ता 
के लिये उन्हें कई बार बहुत सी जानें बली करनी पड़ी हैं। 
तेरहवीं ओर चौदहवीं शताब्दी में यहाँ के कुछ स्थानों पर 
आप्ट्रिया के सम्राट का अधिकार रहा और वे कर भी लेते रहे पर 


यूरोप का इतिहास ३२ 


कुछ दिन वाद एक राष्ट्रीय वीर विलियम टल ने कर देने स इन- 
कार कर दिया फिर यहाँ की तीन सूबातों ने मिलकर सम्राट के 
विरुद्ध विद्रोह किया | सन्‌ १३१४८ में आष्रिया के नीपोल्ड ने एक 
बड़ी सेना भेजी । खिस लोगों के पास हथियार, लाठी, बरलछे आदि 
थे अतः उन्होंने आशियन सेना के लिये रास्ता खाली छोड़ दिया 
जब शत्र सेना एक मील और पवतों की घाटी के बीच में आ गई 
तो प्विस लोगों ने ज़ोर २ से चिह्ला कर पत्थरों आर चट्टानों क॑ 
समूह उन पर बरसाये । फिर घबड़ाकर भागती हुई सेना पर वे 
लाठी बरछे लेकर टूट पड़े । घाटी तद्ग' थी, कुहरा पड़ रहा था 
बहत से घोड़े मील ही में कूद पढ़े, इस प्रकार उस सेना का एक 
बड़ा भाग नष्ट हो गया । 

इसके सत्तर ब्ष बाद आट्रिया ने इसका बदला लेना चाहा। 
स्विस संघ से लड़ने के लिये एक बड़ी सेना भेजी गईं। अब संघ में 
आठ रियासतें सम्मिलित थीं। जरिच स्थान पर संघ की संना खड़ी 
थी, आद्रिया की छे हजार सेना शत्रुओं का बरछा का धार स 
स्वागत करने की इच्छा से आगे बढ़ी ओर उसे चारों ओर से घेर 
लिया । परन्तु वह सेना एक चट्टान के चारों ओर समुद्र जल के 
समान साबित हुई । इस समय स्वीटजलेंड के सबसे बड़े राष्ट्रीय 
बीर ने अपनी वीरता दिखाई । आरनोल्ड ने देखा कि यदि इस 
समय एक मनुष्य अपना बलिदान न करेगा तो सब काम बिगड़ 
जायगा । उसने सेना से चिह्लांकर कहा कि में तुम्हारे आगे बढ़ने 
के लिये रास्ता तैयार करता हूँ, मेरे स्री बच्चों की खबर लेना । 
इतना कहकर वह शत्र की सेना में घुस पड़ा और यद्यपि उसकी " 
छाती पर चारों ओर से बरछों की वर्षो हुईं, तो भी वह बढ़ता, 


३३ फ्रांस ओर स्पेन में ककह 
४७3७ ७८७७2७७७७४७८७७७४७७७४७४ 


कि] लक 


गया ओर उसकी सेना उसके साथ बढ़ी और जोश के.कारण 
उन्होंने अन्त में शत्रुओं को हरा दिया । 

सन्‌ १४७६ में चाल्स बहादुर को भी उन्होंने ईसी भांति 
“हराया । विजयों से संघ दृढ़ होता गया और उनमें एकता तथा 
राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न होते गये । अन्त में १६४८ में वेस्ट- 
कानिया की सन्धि से स्विटज़रलेंड एक राष्ट्र माना गया। 


“3 कै लल--+ 


तीसरा अध्याय 
इटली के लिये फ्रांस ओर स्पेन में कलह 

नवीन काल के आरम्भ होते ही इटली को हड़पने के लिये 
फ्रान्स तथा स्पेन में कगड़ा आरम्भ हो गया। दोनों ने अपनी २ 
सेनाएँ सजाकर इटली के लिये प्रस्थान कर दिया । किसी ने पूछा 
कि कहाँ जाते हो तो कट जवाब दे दिया कि आजकल तुक बहुत 
प्रबल हो रहे हैं, उन्होंने हमारे धर्म पर आघात किया है, उन्हीं के 
विरुद्ध धमयुद्ध करने के लिये हम जा रहे हैं। मोचा जमाकर लड़ने 
के लिये इटली बहुत उत्तम जगह है. अतः हम वहीं से लड़ेंगे । 
परन्तु लोग इस उत्तर से कब सनन्‍्तुष्ट हो सकते थे | वे जान गये 
'कि निबेल इटली का माँस नोचने के लिये ये गिद्ध उसमें प्रवेश * 
कर रहे हैं । 

इटली अशक्त था तथा अनेक छोटे २ भागों में बँटा हुआ था 
जिनमें आपस में बेर था । नेपिल्स को निबल देखकर वेनिस ने उसे 
दबाने के लिये फ्रान्स से सहायता की प्राथना की । मिलन में 
लोडोबिको मूर ने भी अपने भतीजे से राज्य लेने के लिये फ्रान्स 


यूरोप का इतिहास ३छ 


से सहायता माँगी । इस भाँति कई निरूुत्रण पाकर ऋान्स के राजा 
छुइ ग्यारहवें के पुश्नै आठवें चाल्स ने एक बड़ी सेना लेकर तथ! 
नेपिल्स पर अपना दूर का सम्बन्ध बताकर उसे लेने के बहाने से 
न्‌ १४९४ मे प्रथान कर दिया। राजा साहब जा कुछ बदसूरत ' 
काल मखमल के ज़रीदार वस्त्र पहनकर घोड़े पर बेठकर आगे 
चलते थे। उनके पीछे नाइट लाग (वीरता के लिये सम्मान पाये हुए 
लेग) पेदल थे। उसके बाद खिस, गैस्कन, फ्रान्सीसी तथा स्काटलेंड- 
वालों की सेना थी । लोगों न यह सैनिक तमाशा बड़े शौक से देखा । 
मिलन में उनका स्वागत किया गया। फ्लोरेन्स उनका सामना न कर 
सका। पोप महाराज तो झट शरण में आ गये और कइ गाँव देकर 
सन्धि कर ली। नेपिल्स के महाराज भी अपने को नि: सहाय पाकर 
कहीं को चलते बने । बिना किसी झगड़े के चाल्स इटली का राजा 
वन गया । रच लोगों ने वहाँ के नगरों की सुन्दरता, तथा वहाँ 
की सेना की चतुरता और तीत्र गति देख कर आश्रय किया | 
चाल्स की ऐसी अपूर्व विजय देख कर अन्य राजा घबराने 
लगे । उसके दोस्त व दुश्मन दोनों डरन लगे कि अब कहीं हम 
पर हाथ न फेरा जाय। स्पेन को भी इंषों हुई । शक्तियों की 
समता का प्रश्न उत्पन्न हुआ। चाल्स बहुत बलवान हो रहा था. 
- अत: स्पेन के फडिनेन्ड, सम्राट मेग्जिमिलियन तथा पोष ने मिल 
. कर फ्रान्स के विरुद्ध एक प्रबल पार्टी बनाई । यह देख कर चार्ल्स 
साहब ने चुपचाप अपने घर फ्रान्स का रास्ता लिया । इटली में 
उसका अधिकार न रहा | 
बारहब लुई के युद्ध--चाल्स के बाद फ्रान्स की गदी पर 
उसका वहनाई आरल्ीन्स का ड्यूक छु्द बंठा। मिलन में स्कोज़ी 


स्‌ 
थे 


है: 8 ऋांस ओर स्पेन में कलह 


वंश से पहले उसी कू अंश का गज्य था। अतः उसने, वहाँ 
अपना अधिकार बता कर उसे के लिया! लौडाबिका जेल में * 
ही मर गया। अब उसने जेपिव्स भी लेना चाहा, अर यहाँ 
स्पेन अपना अधिकार बताता था, क्योंकि यह भी वहीं के एरेगीन 
वंश के हाथ में था। रूगड़ा बचाने के लिये फ्रांस तथा स्पेन ने सलाह 
करके उसे बाँट लेना निश्चित किया, परन्तु बाँट के समय छुड तथा 
फडिनेन्ड में कूगड़ा हो गया। इसमे दोनों के बीच में युद्ध हुआ । 
यद्यपि फ्रान्स की सेना सुसज्जित तथा संग्ब्या मं अधिक थी, फिर 
भी स्पेन के प्रासिद्ध इंजीनियर पीड़ा नवारा की चतुरता से स्पेन ने 
सब किले जीत लिये और फ्रंच उडठली ले फिर भगा दिये गये । 

सन १७९० में हुइ की सत्यु के बाद फ्रान्सिस राजा हुआ । 
वह उत्साही था, अतः पसन मिलन फिर लेना चाहा, इस भाँति 
इटली के युद्ध के तोसर विभाग का आरम्भ हुआ। रास्ते में 
मिलन की स्विस सना मिली, परन्तु फान्सीसियों ने उसे मेरिनानों 
स्थान पर हरा दिया, इस विजय मे उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई । 
उन्होंने बढ़ कर मिलन पर फिर अधिकार कर लिया। इसी समय 
फर्डिनेन्ड भी मर गया जिससे ऋुछ काल के लिये दोनों में सुलह 
हो गई जिसके अजुसार मिलन फ्रांस का मिला और नेपिल्स स्पेन 
के अधिकार में रहा। इस तरह फ्रांसिस की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई । 

परन्तु यह सॉधि चिस्स्थायी जे हो सकी । फर्डिनेन्ड के बाद 
चारल्स स्पेन की गद्दी पर बेठा और वही सन 2०४१५ में सम्राद्‌ 
चुना गया | फ्रांसिस ध्वर्य समक्नाट बनना चाहता था, अतः इस 
चुनाव से वह बहुत जल गया। स्गेजहजी शताब्दी में युद्ध के. 
लिये इतना ही कारण काफ़ी था | 


यूरोप का इतिहास ३६ 


प्रोप भी फ्रांसीसियां का इटली से निकालना चाहता था, 
"अतः चाल्से ( जो*सप्नराट्‌ चार्स पंचम कहलाता है ) और पोष में 
सन्धि ही गहे और उन लोगों ने इंगलेण्ड के राजा हेनरी सप्रम 
के पुत्र आठवें हेनरी को भी अपनी ओर मिला लिया । सब ने 
गमेल कर फ्रान्सिस का भगा दिया, पर कुछ दिन बाद 
तयारी करके फिर मिलन पर अधिकार करना चाहा। सन १०७२० 
मे प्रविया का घोर युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस की फिर हार हुई 
उसमें दस हज़ार मनुष्य मारे गये और फ्रान्सिस स्वयं क्रेद कर 
लिया गया। मसेड्रिड में उससे एक सन्धिपत्र पर दस्तसत्रत करवा 
लिये गये जिसमें वरगंडी, फ्रेन्डस और आट्टोइस चाल्स को देने 
की शर्ते थी। इस पर वह छोड़ दिया गया, परन्तु क्रैद से छूट 
कर उसने इन शर्तों को अखीकार कर दिया क्योंकि उन पर उससे 
जबरदस्ती दस्तख़त करवाये गये थे । 

चाल्स को इस भाँति बिजयी देख कर दसरे लोग डरे । 
यूरोप की सदा यही नीति रही है कि कोई राज्य अत्याधिक शक्ति 
मान्‌ न होने पावे । पोप भी-डरत थे कि चाल्स पण स्वतंत्र होकर 
“उस पर भी हुक्म चलावेगा। इंगलेश्ड के हेनरी अष्टम ने चाल्स 
स यह प्रस्ताव किया था कि दोनों जने मिल कर फ्रान्स को ले 
लें ओर आपस में बाँट लें । पर चाल्स ने इसे अम्बीकार किया, 
इस पर नाराज होकर हेनरी ओर पोप ने उसका साथ छोड़ कर 
'फ्रान्सिस से सुलह कर ली 

इस पर चालसे की सेना ने सन्‌ १०२७ में इटली में घुस 
'कर रोम पर हमला किया ओर खब लूट की और पुजारियों को बड़ी 
बेरहमी से मारा । अब पोष व फ्रांसिस दोनों ने चाल्से से सुलह 


३७ फ्रांस ओर स्पेन में कलह 


कर ली । चाह्स व फ्रांसिस की माताओं के बीच में- सन 
१५२५ की केम्त्रे की यह सन्धि ते हुई, जिससे मिलन, आर्टोइस 
और फ़ुन्डस फिर चाल्स को मिले । 

फिर भी फ्रान्सिस चुप न बेठा । सम्राट की हेसियत से 
चाल्स को तुर्कों की ओर भी ध्यान देना पड़ता था जो इस समय: 
यूरोप की ओर धीरे २ बढ़ रहे थे | दक्षिण में आष्ट्रिया के समुद्री 
डाकू भ्री उपद्रव कर रहे थे । चाल्स को इन मेगड़ों में फंसा देख 
कर फ्रांसिस ने इंगलेश्ड ओर स्काटलेए्ड से घनिष्ठता बढ़ाई ओर 
तुर्की के सुलतान सुलेमान से भी सन्बि कर ली, पर कइ छोटी 
लड़ाइयों के बाद अन्त में सन्‌ १७४४ में क्रस्वी स्थान पर फिर 
सन्धि हो गई, जिससे दोनां ने एक दूसरे के देश लोटों दिय।. 
चाल्स ने बरगंडी के ऊपर से अपना अधिकार उठा लिया और 
फ्रांसिस ने इटली में अपने अधिकार का दावा छोड़ दिया । 

सन १०४७ में फ्रांसिस मर गया और उसका पुत्र हेनरी द्वितीय 
राजा हुआ। तीन बर्ष बाद फिर युद्ध हुआ जिसमें बूढ़ा चाल्से बुरी 
तरह हार गया । थक कर तथा निराश होकर उसने अवकाश गहण 
किया और सन १००६ में मर गया । उसका पुत्र फिलिप ह्वितीय 
स्पेन, नेदरलैण्डस्‌ तथा नई दुनिया का राजा हुआ और उसका भाई 
फरडिनेन्ड आस्ट्रिया का राजा हुआ तथा सम्राट पद पर चुना गया। 

हेनरी छ्वितीय ने भी अपने पिता की नीति क्रायम रक्खी। उसने 
नदरलेंडस पर से फिलिप का अधिकार हटाना चाहा, परन्तु 
फ्रांसीसी सेन्‍्ट क्विंटन तथा ग्रेवलाइंस इन दो स्थानों पर हराये गये 
और उन्हें केटो केम्न्रेसिस की सन्धि माननी पड़ी | मिलन और 
नेपित्स स्पेन के ही पास रहे ओर लारेन फ्रांस के पास रहा । 


यूरोप का इतिहास . श८ 


इस भाँति फ्रांस और स्पेन के बीच का इटली के लिये कगड़ा जो 
बहुत दिलों से चल रहा था, समाप्त हुआ । यद्यपि धार्मिक झगड़े. 
दोनों देशों भ॑ सी व तक और चलते रहे, ऋागढ़े के अन्त से 
स्पेन फ़ायदे में रहा और इस भाँति पोषण जूलियला का यह कहना 
.._ सत्य हो गया कि इटली में फ्रांसीसी लोग तो जास के समान हैं 
जो जब चाहें उखाड़ कर फेंके जा सकते है । परन्तु स्पेन-रूपी वृक्त 
की अड़े प्रथ्वी में पेठ गई। इन झांगड़ों नो यरोप में राष्ट्रीयता 
'के भाव जागृत किये ॥ क्‍ 
.... अध्याय समाप्र करने के पहले हमें चाल्स पंचम का थोड़ा 
_ हाल और जात लेना चाहिये । वह यूरोप के एक बहुत बढ़े भाग _ 
का मालिक था। माता (एर्ेगान के राजा फर्किनेन्ड को पुत्री जुआना) 
के देश मिले । पिता फिलिप के द्वारा बरगंडी और नेदरलेन्डस 
... मिले तथा सन्‌ १७१९ में इसका बाबा सम्राट मेग्जीमिलियन 
मरा तो आस्टिया भोर सम्राद पद भी उसे मिला। इस भाँति उसके 


.. समय मे हंप्सवग वंश का राज्य बहुत बढ़ गया परन्तु वह सबका 
. उचित प्रबंध न कर सका | उसका जीवन 'मिन्न २ प्रान्तों के 


विद्रोह दवाने में ही बीता |! इतना बड़ा राष्य होने पर भी वह 


.._'नीतिकों अथवा सिपाहियों में ही। उसने फ्रांसिस, तु्कों तथा अफ्रिका. 
... के समुद्री डाकुआं से युद्ध किये जिनमें सबंत्र उसकी विजय रही। 


..._ उसीके समय में धामिक विप्ुव ( रिफार्मशन ) भी आस्भ हआ 


.. 'जिसे दबाने का उसने पूर्ण प्रयज्ञ किया, पर सफल न हुआ । 


स्पेन में उसने निरंकुश राज्य किया | उसका जीवन केस्टाइल 


९्‌ घम-संशोधन 


4७ 


तथा अन्य स्थाना पर विद्रोह दबाने मे तथा चिन्ता से बाता । 
शक्षशिक्तित न होने पर भी वह विद्या तथा संगीत का प्रेमी था । 
हो 
'निशश तथा थकित होकर वह सन १८८६ में मरा । 





चोथा अध्याय 
धर्म-संशोधन ( रिफार्गेशन ) 

सोलहवीं शताब्दी में यरोप में एक ऐसी घटना हुई जिससे 
अनेक वर्षों तक वहाँ अशान्ति फेली रही तथा जिसके फलस्वरूप 
यूरोप दो बड़े धामिक दलों में बँट गया । यह घटना फ्रांस की 
राज्य-क्रान्ति कौ छोड़ कर शेष समस्त घटनाओं से अधिक प्सिद्ध 
'लथा महत्त्वपूण है । यह घटना 'रिफार्मेशन! अथवा ध्म-संशोधन 
कहलाती है। यह रोम के केथोलिक मत के विरुद्ध एक धार्मिक 
विप्ुत्र था जिसका उद्देश्य धम में सुधार करना तथा उसके दोषों 
ओर अन्धविश्वासों को दूर करना था । 

अब तक समस्त यरोप का धा्षिक केन्द्र रोम का गिजा था 
'पोष के नेतृत्व में यरोप एक साम्राज्य के समान मिला हुआ था 
परन्तु सोलहवी शताब्दी तथा उससे पहले भी कुछ ऐसे कारण 
उपस्थित हो रहे थे जिन्होंन अन्त सें आधे यरोप को रोम और 
पोप का विरोधी बना दिया । 

इन कारशां भ॑ सब से प्रधान कारण पोषों की विलासिताथी । 
उस समय के पोप भारत के अनेक सहन्तों से भी बहुत बढ़े चढ़े 
थे। उनके पास रियासत थी, घन था, अधिकार था, हुकूमत थी, बस 
“किम यत्र चतुए्यम” | उनका कास केवल सांसारिक आनन्द उड़ाना 


यूरोप का इतिहास, ४० 


था, धर्म का सदाचार से कुछ भी सम्बन्ध न रहा था । इन्नोसेन्ट 
अष्टम, अलक्जंडर पष्ठ, जूलियस टछ्वितीय, लियो दशम, झ्षेमेण्ट 
सप्तम आदि पोपष, उस समय के सब ढुराचारी मनुष्यों में बढ़ 
कर थे। पोप तथा अन्य बड़े पादरियों को विवाह करना सना 
था परन्तु गुप्त रूप से उनके एक नहीं, दजनों छियोँ होती थीं । 
पोप अलक्जंडर षष्ठ के एक पुत्र सीज़र बोजिया था तथा एक पुत्री 
लक्ेशिया । कहते हैं कि ये दोनों भाई बहन भी गुप्त-रूप से स्त्री 
पुरुष थे। ऐसे ही भयंकर दुराचार देख कर रोम में एक यहूदी 
इंसाई बन गया। उससे धम-परिवर्तेन का कारण जब पूछा गया तो' 
उसने उत्तर दिया कि जिस धम में ऐसे दगाचार और अत्याचार होते 
हैं ओर फिर भी वह संसार में स्थिर रहे तो अवश्य ही उस घ्म 
पर परभेश्वर की विशेष दया है, इसी कारण में इसाई हो गया । 
अन्य रियासतों से कर-स्वरूप, भेंट-स्वरूप, तथा धार्मिक 
अधिकारियों की नियुक्ति के समय भेंट, इस भांति अनेक तरह से 
अन्य रियासतों से पोप के पास रुपया आता था । पादरी, लाठ- 
पादरी ( आकंविशप ) आदि चुनने का अधिकार पोपों को ही 
थां। वे भारी रिश्वत देनेवाले को ही उस पद पर नियत काते थे । 
त्योहारों तथा अन्य उत्सवों पर पोप गाजाओं से सेंट माँगते थे, 
इस भौति रोम का कोष भरता जाता था और राजा ग़रीब होते 
जाते थे । पोष रियासतों के आन्तरिक भंगड़ों में भी हस्तक्षेप करते 
थे, इन कारणों से अनेक राजा पोपों के विरुद्ध हो गये थे । 
तीसरा कारण साहित्यिक और बौद्धिक पुनरुत्थान (रिनासेंस) 
था। मध्यकाल सें लोगों ने यनानी ओर लेटिन भाषाएँ पढ़ना 
छोड़ दिया था, थे पादरियों के उपदेशों पर पूण विश्वास करने लगे 


९2९ धर्म-संशोधन 


थे। भूत, प्रेत, शैतान आदि को मानते थे, धर्म को बड़ी श्रद्धा 
तथा भय की दृष्टि से देखते थे परन्तु साहित्य के प्रचार से उनकी 
ऑडं खुलीं । उन्हें मालूम हुआ कि प्रचलित धम सच्चा नहीं है, 
बाइबिल के अनुसार नहीं है, अतः लोगों ने धार्मिक दोषों पर 
आक्रमण करना आरम्भ कर दिया । ह 

इन कारणों से प्रत्यक्ष था कि किसी दिन बड़ा धार्मिक विप्रुव 
होगा । इंगलेण्ड के वाइक्किफ़ तथा बोहेमिया के जॉन हस, तथा 
कई अन्य मनुष्यों ने सुधार के प्रयत्न किये थे, परन्तु वे उचित 
समय के पहले होने के कारण असफल रहे, परन्तु उनका कार्य 
और हस का बलिदान व्यथे न हुआ । आगे के लिये उनके प्रयक्नों 
से सांग बहुत साफ़ हो गया । 

जमनी में रिफार्मंशन---इस आन्दोलन ने जमनी. में नया 
रूप धारण किया, क्योंकि केथोलिक मत से जमेनी को बहुत 
अधिक हानि हुई थी । जमनी किसी ऐसे आन्दोलन के लिये 
उत्सुक था जो एक साथ ही धामिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय 
हो। पादरियों के दुरगु्ों से धार्मिक आन्दोलन हुआ, किसानों की 
दुदंशा से सामाजिक असन्तोष बढ़ा, पोप के अन्य राज्यों में हस्त- 
क्षेप करने से राष्ट्रीय भावों का भी उदय हो गया | इस भाँति 
तीनों कारण मिल गये। समय ने मनुष्य उत्पन्न किया, वह मनुष्य 
मार्टिन छूथर था । 

लूथर सन्‌ १४८३ में एक किसान वंश सें उत्पन्न हुआ था। उस 
का पिता चाहता था कि वह कानून पढ़कर वकील बने । परन्तु 
'उसका चित्त धर्म की ओर अधिक लगता था | आरंभ से ही 
उसके मन में धार्मिक शह्झायें उत्पन्न होने लगीं अतः. वह आग- 

डे 


यूरोप का इतिहास घर 


स्टाइन' नामक साधु के सम्राज सें शामिल हो गया तथा कुछ 
दिन तक बाइबिल तथा सन्‍त आगस्टाइन के लेख पढ़े पर उसे 
सनन्‍तोष न हुआ अतः वह अपने एक मित्र, सक्सनी के एलक्टर 
( राजा ) के कहने पर विटनवग विश्वविद्यालय में अध्यात्मविद्या 
का ग्रोफ़ेसर हो गया। यहाँ साहित्य, घम, वेदान्त तथा कानून की 
शिक्षा दी जाती थी.! इस समय कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी 
जिससे यह प्रकट हो कि यह मनुष्य यरोप में हलचल मचा. देगा । 
.. सन्‌ १०१० में उसने रोम की यात्रा की ओर पोप की 
बुराइयों को अपनी आँखों से देखकर उसने उन पर आक्रमण 
करना आरंभ किया । भाषण-शक्ति के प्रभाव से वह शीघ्र -ही 
प्रसिद्ध होगया । 

उस समय पोष ने यरोप में एक यह भी नियम चला रकक्‍रा 
था कि यदि कोइ मनुष्य पाप से छुटकारा पाना चाहे तो पोपष 
को कुछ भेंट दे, वे उसे इश्वर से क्षमा करा देंगे। बल्कि अधिक 
रुपया देने पर उनके मित्रों तथा सम्बन्धियों के भी पाप क्षमा 
करा-दिये जाते थे । लोगोंप्को इसमें विश्वास था, अतः पोप ने 
खूब रुपया जमा कर लिया । ऐसे ज्ञमापत्र बाजारों में सरासर 
बेचे जाने लगे थे । टिटज़िल नामक एक पादरी ऐसे क्षमापत्र 
(इंडलजैसेस ) वेचता हुआ विटनवर्ग भी पहुँचा । छूथर उसे . देख 
कर बड़ा क्र॒द्ध हुआ ओर उसने ९५ लेख इस प्रथा के विरुद्ध 
लिखकर विटनवग के गिरजे के द्वार पर चिपकाये । उस समय की 
प्रथा के अनुसार यह एक प्रकार की ललकार थी कि यदि कोई 
उन्हें गालत समझता हो तो चिपकानेवाले से आकर बहस करे 
यह सन्‌ १५१७ इतिहास में प्रसिद्ध है क्योंकि वहीं से पोष तथा 


३ धर्म-संशोधन 
हछाथर का झगड़ा आरंभ होता है। पोप लियो दशम ने पहले तो 
कुछ परवाह न की । छूथर को धमकाया पर जब उसे हृढ़ देखा 
तो एक आज्ञापत्र ( बुल ) निकाल कर उसे 'धर्म स॑ बहिष्क्रूत 
'कर दिया । छूथर ने इसके जवाब में उस आज्ञापत्र को बीच 
बाज़ार में खड़े होकर जला दिया | यह घटना १०७ जन सन्‌ 
१०२० ३० में हुई । ' 

वम्स की सभा में लूुथर--कूगढ़ा अधिक बढ़ता देखकर 
सम्राद्‌ चाल्से पंचम ने हस्तक्षेप किया । वम्से नामक स्थान पर 
सभा करके उसने दछूथर को उसमें बुलवाया ओर रक्षा का वायदा 
किया | छूथर के साथियों ने उस जॉन हस के दुभोग्य की याद 
दिलाई परन्तु उसने कहा--में कानून के अनुसार वहाँ बुलवाया 
गया हूँ, तोभी मे नहीं डरता, यदि वहाँ इतने भूत भी हों जितनी 
कि उस छत सें इेट हैं। उसकी हृदता तथा बीरता उसकी 
'सफलता में बहुत सहायक हुई । बहुत से मित्र भी उसके साथ 
गये । कुछ लोगों ने उसे समझाया भी कि अबतक जो कुछ 
उसने किया है उसके लिये सम्नाद से,क्षमा माँगकर अब वह काय 
न करे। सम्राट ने भी रूथर से यही कहा परन्तु उसने ऐसा करने 
से साक इनकार कर दिया जब तक कि धमपुस्तक में उसे अपने 
विरुद्ध प्रमाण न मिलें अथवा कोइ उसे उसकी गलती न समभादे । 
उसने अपनी आत्मा के विरुद्ध काय करने से इनकार कर दिया। 

इस पर छूथर कानून को रक्षा स बाहर कर दिया गया 
जिसका अर्थ यह था कि चाहे कोई उसे ठोंक पीठ सकता था, 
'आर डाल सकता था पर कानून उसके जिये कुछ न करेगा । 
उसकी सब किताबें भी नष्ट कर दी गई । 


यूरोप का इतिहास ० है: ३ 


अब अधिकांश जमनी की उसके साथ सहानुभूति थी। उसके. 
' मित्रों को-जिनमें सेक्‍्सनी का डयूक भी था-उसकी रक्षा के लिये 
चिन्ता हुँडे। एक दिन जब रूथर वम्स से लोट कर घोड़े पर 
अपने घर वापिस जा रहा था तो रात के अँधेरे में सौ नक़ाब- 
पोश सैनिक उसे उठा कर ले गये । जिन लोगों ने यह समाचार 
सुना उन्होंने समका कि छूथर मरवा डाला गया। परन्तु वे 
सिप्राही सेक्‍सनी के ड्यूक द्वारा भेजे गये थे, जिससे वह लूथर 
को अपने संरक्षण में रकखे ओर शत्रुओं द्वारा. उसकी जान जाने 
से बचावे । इस भाँति उसे छिपा कर वाटवर्ग नामक किले में 
रक्‍खा गया जहाँ पर वह अपनी प्रान्तिक गँवारू भाषा में-जो 
सवंसाधारण की भाषा थी-बाइबिल का अनुवाद “करता, रहा और 
वहाँ से छूटते ही उसने उसका खूब प्रचार किया 
सम्राट चाल्स धमम में कट्टर न था पर राजनीतिक कारणों से ही 
वह छूथर के विरुद्ध हुआ था । उसे डर था कि छूथर के उपदेश 
से कहीं जमेनी आदि देश साम्राज्य से अलग न हो जायेँ । फिर 
'फ्रांसिस से युद्ध करने के «लिये पोप की. भी आवश्यकता थी, 
अतः पोष को प्रसन्न करने के लिये भी उससे लूथर के विरुद्ध 
काय किया । परन्तु फिर भी ,अन्य कई झगड़ों के कारण छसे 
इतना अवकाश न,मिला जिससे वह. छूथर की ओर पूरा ध्यान 
देता। छूथर का मत . इस कारण जमनी में वेग से बढ़ता गया 
ओर थोड़े ही काल में यरोप के कई भागों में भी उसकी लहर 
ल्‍दोड़ गई । 
इसके अतिरिक्त जमेनी' में इस मत के शीघ्र प्रचार के आर 
भी कई कारण थे, पहले तो छथर की सूरत शकल्ल ही रोबीली: 


५24 धर्म-संशोधन" 


थी, फिर उसमें वक्तत्व तथा अपने अनुयायियों को अपना मत. 
स्वीकार कराने की अद्भुत शक्ति थी। वह बड़ा साहरी तथा दृढ़ 
था। जो उसे देखता अथवा उससे बात करता वही उसके मत को 
'सान लेता था । उसके अनुयायी समभने लगे कि धम का सच्चा 
रास्ता, जो अब तक केथोलिक घमे के अन्ध-विश्वासों तथा 
'दुगुणों के क्रारण छिपा हुआ था, अब छूथर द्वारा उन्हें मालूम 
हुआ है। 

फिर जैसा कि हम देख चुके हैं कि पोषों के लाभ तथा 
'दुगुणों के कारण उन पर से लोगों की श्रद्धा हटती जाती थी। 
अत: जब नया घर अकट हुआ ओर उसकी सच्चाई के प्रमाण के 
लिये बाइबिल सामने रखी गई तो लागों ने उसे सहष स्वी- 
कार किया । 

एक कारण और भी था । अब तक सब धामिक पुस्तकें. 
लैटिन भाषा में थीं, जिसे अब सर्वेसाधारण न सममते थे परन्तु 
छूथर ने अपने भजन, उपदेश व ग्रन्थ आदि सब आन्तीय भाषा 
में लिखे जो स्वेसाधारण में बोली झाती थी । इससे धार्मिक 
बातों का ज्ञान सबके लिये सुलम हो गया । यह भी सफलता का 
एक गूढ़ रहस्य है। भारत में शंकराचाय, कबीर, तुलसीदास तथा 
दयानन्द आदि ने संस्क्रत को छोड़कर जनता की बोलचाल की 
भाषा में उपदेश दिये और वे सफल हुए । 

एक अन्तिम कारण यह भी था कि बहुत लेगों ने इसे विदे 
शियों के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन सममा क्योंकि वहाँ चास्से 
स्पेन का होने के कारण विदेशी सममा जाता था तथा पोप इटली 
का होने के कारण नापसन्द किया जाता था | दूसरी ओर लूथर 


यूरोप का इतिहास« घ्र६ 


उन्हीं की जाति का था तथा उसका कहना था 'जमनी जमन लागां 
के लिये' होज्ना चाहिये ! 

जमेनी में अशानित---हसी समय एक और आन्दोलन खड़ा 
हुआ जिसने इसके प्रचार में सहायता दी। जमनी के छोटे सरदारों 
और रइसों ने अपने अधिकार बढ़वाने के लिये विद्रोह किया 
परन्तु वह दव गया | फिर किसान लोगों ने दूसरा विद्रोह खड़ा 
किया"। इन लोगों की दशा 'बहुत खराब थी। वे जमींदारों के 
गुलामों के समान होते थे ओर उनसे कई प्रकार के कर लिये जाते 
थे। इन्हीं को दूर करने के लिये उन्होंने विद्रोह किया । जोश में 
आकंर इन्होंने बड़े २ क्रर कम कर डाले। छूथर ने यह समझकर कि 
इन विद्रोहों से कहीं उसके धम में धब्बा न लगे, उन्हें दबाने के लिये 
राजाओं से प्राथना की जिस पर कड़ाइ से यह विद्रोह भी दवा 
दिया गया । इससे उनकी दशा ओर भी बुरी हो गई। यद्यपि 
ये किसान दूथर के धम के जोश में आकर ओर उसी की ओर 
से लड़े थे और उन्होंने छूथर से सहायता भी माँगी थी तथापि 
लूथर ने राजाओं से उन्हें ऋरता के साथ दबवा दिया। इसके 
लिये कुछ इतिहास-लेखक उसे दोष देते हैं, परन्तु उसने यह काय 
अपने धर्म को पवित्र तथा शान्त बनाये रखने के लिये किया । 
उस युद्ध प्रिय न. था, तो भी इससे छूथर की सवग्रियता अवश्य 
कम हो गई । 

स्पायर की सभा--जब तक चाल्से झगड़े में लगा. रहा 
तब तक तो उसने इधर ध्यान न. दिया परन्तु जब उसने सन 
१४२७ म॑ फ्रांसिस को क़ेद करके मन चाही सन्धि कर ली तब 
उसने इधर ध्यान दिया | दूसरे वर्ष स्पायर स्थान पर फिर सभा 


१७ ' धर्म-संशोधन 


बुलाई गई जिसमें निम्वय हुआ कि प्रत्येक राजा को अधिकार है 
कि वह अपने राज्य में चाहे कोई धर्म माने । इस साँति नये धर्म 
में भी सहनशीलता स्वीकार की गई । 

इसी समय तुक लेाग सलीम के शासन में बहुत प्रबल हो 
गये थे | सलीम की क्ररता देखकर स्वयं तुक लाग भी कॉपते थे । 
उस शेर ने एक एक छुलांग में सीरिया, अरब और मिश्र 
को दाब लिया था । इरान को भी हराकर अब उसने सारी शक्ति 
इंसाइयों के विरुद्ध लगाने का विचार किया पर वह शीघ्र ही मर 
गया । उसके वाद सन्‌ १७२१ में सुलेमान राजा हुआ । वह 
आष्टिया की राजधानी बियाना में घेरा डालने गया परन्तु चाल्से 
पंचम ने उस हेरा दिया । इधर से निवृत्त होकर सन १०२९० में 
स्पायर स्थान पर दूसरी सभा बुलाई गई । इसने पहली सभा के 
काय को रद्दी कर किया ओर दलूथर के विरुद्ध काये ,किया। 
छूथर के अनुयायियों ने इस पर अपना एक अलग घोषणापत्र 
निकाला हम सभा के बहुमत का विरोध करते हैं, हम आप से 
सहमत नहीं हो सकते तथा इस खभा के काय को रद्द समभते 
हैं. ।! इस प्रकार विरोध ( प्रोटेस्ट ) करने के कारण इस समय से 
छूथर के अनुयायी प्रोटेस्टेएट कहलाने लगे । 

' आग्सबर्ग का स्वीकृति पत्र--( कन्फेशन आफ़ ऑग्सवर्ग ) 
सन्‌ १०३० में फिर कई दलें की एक सभा बुलाई गई और 
प्रोटेस्टेश्ट लोगों से कहा गया कि जो कुछ उन्हें कहना है ज़बानी 
सुनावें | वे चाहते थे कि हमारा दल ओर दले से--काह्बिन, 
ज्विगली आदि के--अलग सममा जावे । जो जो बातें वे चाहते 
थे चाह्स को उन्होंने लिख कर दीं परन्तु उसने उन्हें अस्वीकृत 


यूरोप का इतिहास पट 


कर दिया और उन लागों को दण्ड देने की धमकी दी। इन लागों 
में कुछ छोटे राजा व रइस भी शामिल थे । धमकी से दबने के 
बजाय उन्होंने हथियारों का सहारा लिया । मलकलडी नामक स्थान 
पर इकट्ठे होकर उन्होंने एक संघ बनाया तथा युद्ध की तैयारी की ! 
तुर्कों की बढ़ती से कुछ काल के लिये युद्ध रुक गया । चाल्स ने 
उन लोगों से ट्रेण्ट नामक स्थान पर एक सभा में आकर सम- 
भौता, करने को कहा परन्तु उन्होंने इनकार कर दिया । इस पर 
चाहसे ने उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी साल लूथर 
की भ्रृत्यु हो गई और इस भाँति वह अपने सामने धम के लिये 
युद्ध देखने से बच गया जिससे वह बहुत डरता था (सन्‌ १०४०३०)। 

मलकहडी का युद्ध-सेक़्सनी के ग्रोटेस्टेण्ट राजा का भतीजा 
मारिस चाल्स की ओर मिल गया, क्‍योंकि वह स्वयं वहाँ का 
राजा होना चाहता था । प्रोटेस्टेएट लोग एलव नदी पर महलबग 
स्थान पर हरा दिये गये । सेक्सनी का राजा क़ैंद कर लिया गया 
और मारिस को वहाँ बिठाया गया । 

अब लोगों को चार्से से, भय हुआ । पोष ने उसका साथ 
छोड़ दिया । चाल्से ने अब दोनों धर्मों को कुछ रियायतें दीं परंतु 
जमनी में अधिकांश उसका हुक्म स्वीकार नहीं किया गया । 
केथोलिक रियासतें प्रोटेस्टेश्ट लेगों को धामिक स्वतश्नता नहीं दे 
सकती थीं और भ्रोटेस्टेश्ट रियासतें अपने राज्य में फिर कैथोलिक 
गिर्जे नहीं बनने देना चाहती थीं जो एक दफा गिराये जा चुके 
थे । इससे दोनों दल अप्रसन्न रहे । चाल्स ने शांति के लिये स्पेन 
की सेना जमनी में रख दी थी इससे जमेन लेग अप्रसन्न थे । 
इस भाँति सब लोगों को चाल्स के विरुद्ध देखकर मारिस ने भी 


९९ धर्म-संशोधन 


उसका साथ छोड़ दिया, क्‍योंकि उसे उतने देश नहीं मिले- जितने 
की उसे उम्मीद थी तथा चाल्स की जमनी के प्रति नीति से भी 
उसे भय हुआ | अत: उसने प्रोटेस्टेस्ट लोगों से फिर मेल कर लिया। 

यहाँ से चाल्स के लिये दूसरा युग आरंभ होता है। अब तक 
वह अनेक लड़ाइयों में विजय पा चुका था ओर बूढ़ा हो गया 
था। सन्‌ १७०२ सें मारिस ने फ्रांस के राजा हेनरी ह्वितीय-- 
जो फ्रांसिस प्रथम गद्दी पर बेठा-के साथ चाह्स पर चढ़ाई की । 
बूढ़े सम्राट्‌ को आधी रात में बरसते हुए पानी में लड़ने को तैयार 
'होना पड़ा परन्तु वह हरा दिया गया इससे उसे बड़ी निराशा 
हुई । उसने युद्धों की ओर से चित्त हटा लिया। उसके भाई फर्डि- 
'नेन्ड ने एक ज्ञाणिक संधि कर ली जो सन्‌ १०००७ में आग्सवर्ग 
की संधि के नाम से दुहराई गई । यह निश्चय हुआ कि जमेनी की 
प्रत्येक रियासत का राजा अपनी रियासत का कोई घम निश्चित 
कर सकता है जिसको वह समभता है कि सम्राट और परमेश्वर 
को जवाब देने में वह समर्थ होगा । यह भी निश्चित हुआ कि यदि 
अब कोई पुराना धर्म छोड़कर नया « धर्म स्वीकार करेगा तो उसे 
'पहले के सब अधिकार, पद, प्रथ्वी आदि छोड़ देनी पड़ेगी तथा 
सन्‌ १००२ के पहले जो प्रथ्वी ग्रोटेस्टेण्ट लोगों के हाथ में थी बह 
'उन्हीं के पास रहेगी । 

परन्तु यह सन्धि भी स्थायी न हो सकी | उसमें कई दोष 
थे । पहले तो उसके प्रत्येक राजा को अपने राज्य का धम निश्चित्‌ 
'करने की आज्ञा दी, प्रत्येक व्यक्ति को धामिक खतंत्रा न दी गई 
अत: कोई राजा अपनी प्रजा को उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्म 
स्वीकार करने को बाध्य कर सकता था। दूसरी शर्ते अर्थात्‌ 


यूरोप का इतिहास , ५६ 


नया धर्म स्वीकार करने वाले को पहली जायदाद छोड़ देनी पड़ेगी, 
केथोलिक मत के अनुकूल थी अतः यहा शत आग चल के 
जमनी में तोस वर्षीय यद्ध का कारण हु । तीसरे उसने केवल 
लूथर के मत को खतंत्रता दी परन्तु काल्विन का मत जो इस 
समय कई जगह फेल रहा था, बिलकुल छोड़ दिया गया परन्तु 
फिर भी इस संधि ने थोड़े काल के लिये शांति स्थापित की । 


पाँचवों अध्याय 
यूरोप में संशोधन का प्रचार 


स्केन्डीनेविया---यह प्राय:द्वीप यरोप के उत्तर-पश्चिम में है 
तथा इसमें खीडन, नावें ओर डेनमाक तीन देश शामिल है। बहुत 
समय से यह देश एक राजा के अधीन चले आ रहे थे । यहाँ 
पर रइसों की बंढ़ी हुई शक्ति ने राजा की शक्ति को परिमित कर 
दिया था अतः बहाँ. के राजा क्रिश्चियन द्वितीय ने जमनी के 
प्रोटेस्टेन्ट लोगों से मित्रता की । डेनमाक में छूधर-धर्म के शिक्षक 
बुलवाये गये ओर वहाँ नया मत स्थापित हो गया । क्रिश्चियन 
ने धावा करके स्वीडन जीत लिया था जो ग्रह-कलह के कारण 
निरयेल हो रहा था, अब वहाँ भी उसने नया मत फेलाया पर वहाँ 
के कुछ लोगों ने ट्रोल के लाट पादरी को निकाल दिया। इस 
पर क्रद्ध होकर क्रिश्चियन ने एक कमीशन द्वारा इन लोगों की 
जाँच करा के उन सब लोगों को फाँसी पर चढ़वा दिया जिन्होंने 
आकंविशप ( लाट पादरी ) को भगाने में भाग लिया था। यह 
स्टॉकहोम का रक्त स्नान! कहलाता है .। इससे स्वीडन में राष्ट्र 


५१ यूरोप में संशोधन का प्रचार 


यता की लहर फैल गई । क्रिश्चियन डेनमाक का था अतः वह 
स्वीडन में विदेशी समझा जाता था ओर गस्टेबसवासा के नेतृत्व में 
विदेशियों को निकालने के लिये एक दल स्थापित हुआ। इन्हें 
घन की आवश्यकता हुई | गिरजों में बहुत घन था अतः ये लोग 
भी गिरजेघरों का धन छटने के लिये छूथर के अनुयायी बन. 
गये । इस भाँति डेनमांक ओर स्वीडन दोनों देशों में प्रोटेस्टेन्ट 
मत स्थापित हो गया । * 
इज़लेण्ड ओर स्काटलेण्ड--हम देख चुके हैं कि यहाँ 
बहुत दिनों से पोष के विरुद्ध विचार उठ रहे थे, इंगलड के: 
सुधारक. जान कॉलट और सग टामस मोर गिरजे की बुराइ्याँ 
तो मिटाना चाहते थे, परन्तु पोप से बिलकुल सम्बन्ध तोड़ना न 
चाहते थे । 
इंगलेएड में धरम-परिवत्तन एक राजा द्वारा तथा व्यक्तिगत 
कारणों से किया गया । यहाँ प्रोटेस्टन्ट सत स्वीकार नहीं किया 
गया था, एर केवल पोष दा प्रभुल्न हटाने के लिये केैथोलिक धर्म. 
छोड़ दिया गया, हमें देखना चाहिये कि यह्‌ किस प्रकार हुआ ।! 
हेनरी सप्तम का पृत्र हेनरी अप्टम जो १७०५ में गद्दी पर 
बेठा पहले पोप से मित्रता रखता था । जब छूथर ने पोष पर. 
आक्रमण किया तो हेनरी अष्टम ने एक पुस्तक प्रकाशित की, 
जिसमें नये मत का विरोध था तथा केथोलिक घर तथा पोष 
की प्रशंसा थी। पोप ने प्रसन्न होकर झट हेनरी को 'धम-संरक्षक' 
की उपाधि दे दी, परन्तु थोड़े ही दिन बाद एक ऐसा कारण 
उपस्थित हुआ जिसने इन दोनों की मित्रता पर पानी फेर दिया । 
बात यह थी कि हेनरी अष्टम को कैथोराइन (स्पेन के सम्राट्‌ 


१:4५ 
हे, 
/ँ 
५ 


ह की. 


यूरोप का इतिहास ण्र्‌ 


मेग्जिमिलियन की पुत्री जो पहले उसके बड़े भाई आथर को व्याही 
गई थी ओर ज़ो आथर की मृत्यु के बाद हेनरी की रानी हुई ) 
से विवाह किये बीस वष हो गये थे, अतः हेनरी उसके साथ 
से उकता गया, दूसरे उसके कोई पुत्र भी उत्पन्न नहीं हुआ। 
अतः अब उसने केथेराइन को तलाक़ देने का कोई उपाय सोचा । 
इसका असली कारण यह था कि वह एनबुलाइन नामक एक 
सुन्दर ल्ली के प्रेम में फँस गया था, परन्तु उसे ब्याहने के लिये 
यह आवश्यक था कि वह अपनी पहली स्त्री से छुटकारा पाबे, 
अतः हेनरी ने पोप से उसे छोड़ने की आज्ञा माँगी, यह वही 
समय था जब चास्स ने इटली में घुस कर रोम नगर पर घेरा 
डाल लिया था । कैथेराइन सम्राट चाल्से की मोसी थी अतः 
'पोप उसके विरुद्ध आज्ञा देने से डरता था, पर उसकी बड़ी 
आफ़त थी । यदि केथराइन को तलाक़ किये जाने की आज्ञा देता 
है तो सम्राट्‌ चाढ्स सिर पर ही मौजूद था, वह ख़बर लेता और 
यदि उसके तलाक़ की आज्ञा नहीं देता तो उसका एक मात्र मित्र 
हेनरी भी उससे नाराज़ हुआ णजाता है। अतः उसने इस मामले 
को टालना चाहा । हेनरी के ज़ोर देने पर पोप ने दो पुरोहित 
इसकी जाँच करने के लिये नियत किये जिनमें एक हेनरी का मंत्री 
बुलजी था। बुलजी को हेनरी ने ही इतना ऊँचा उठाया था, अत: 
उसे पूरा भरोसा था कि निशेय उसी के पत्त में होगा, परन्तु बहुत 
दिन टालने के बाद पोप ने दोनों की सलाह से तलाक के विरुद्ध 
निर्णय दिया | हेनरो ने अति क्रद्ध होकर बुलजी को निकाल दिया 
ओर पालमेंट से पोप के विरुद्ध कई कानून बनवाये | हेनरी 
शक्तिमांन शासक था, अतः पालेमेंट से. जो चाहता था, करा 


५३ यूरोप में, संशोधन का प्रचार 


सकता था। अब तक धार्मिक कंगड़ों की अपील अन्त में पोष के 
पास निर्णय के लिये जाती थी तथा इंगलेण्ड में जब कोई पादरी 
लाटपादरी नियत होता था तो पोप को नज़राना भेजना पड़ता 
था। हेनरी के कानून द्वारा यह सब बन्द करा दिया और स्वयं 
धार्मिक प्रधान भी बन गया । उसने क्रेमर को इंगलेंड के सब से 
बड़े गिर्ज केंटरवरी का लाटपादरी बनाया और उसने सन्‌ १५३३ 
में हेनरी को तलाक की आज्ञा दे दी । 

फिर कानूनों द्वारा मूत्तियाँ तोड़ी गई, मंद्रों की जायदाद 
जब्त की गई, तीथ-यात्रा बन्द की गई और लेटिन के स्थान में 
सब कामों के लिये अंग्रेज़ी भाषा जारी की गई, फिर भी हेनरी 
बिलकुल प्रोटेस्टेंट न हुआ, उसने दोनों के बीच का खतंत्र मत 
इंगलेंड में चलाया था। उसने बहुत से प्रोटेस्टेशट लोगों को मरवा 
डाला क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञायें न मानी, और बहुत से 
कैथोलिक लोग इसलिये मारे गये कि उन्होंने पोप के स्थान में 
हेनरी को धारमिक गुरू मानना अस्वीकार किया। इस भाँति 
इंगलेण्ड में दोनों मतों से भिन्न रुक ख्तंत्र मतकी नींव, हेनरी 
अष्टम ने डाली । 

हेनरी के बाद एडवर्ड चतुर्थ गद्दी पर बेठा; परन्तु वह बच्चा 
था । अत: शासन की वागडोर उसके संरक्षकों के हाथ में रही । 
उनके समय में इंगलेण्ड ने प्रोटेस्टेण्ट मत स्वीकार कर लिया । 
एडबडे, हेनरी की तीसरी स्त्री जेन सीमोर का पुत्र था । 

एडवर्ड के बाद हेनरी के नियत किये हुए उत्तराधिकारक्रम: 
के अनुसार, उसकी पहिली स्त्री केथेराइन की पुत्री मेरी गद्दी 
पर बेठी । वह केथोलिक मत की थी अतः उसने इंगलेण्ड में फिर: 


यूरोप का इतिहास ५ 


कैथोलिक मत स्थापित करना चाहा । पहले के कानन रही करके 
नये कानन बनाये गये, जिनमें पोप की प्रभुता को स्वीकार किया 
गया। परन्तु अधिकांश लोग इस समय तक पग्रोटेस्टन्ट हो चुके 
थे । अतः उन्होंने फिर घम-परिवर्तंन करने स इनकार किया। इ्‌ 
पर मेरी ने बड़ी ऋरता से काम लिया । उसकी आज्ञा न मानने 
वाले लोग पकड़ पकड़ कर ज़िन्दा जलाये जाने लगे; परन्तु थे 
लोग,धमम में पक्के थे। धर्म तव्यागने के बजाय उन्‍होंने प्राण दे देना 
अच्छा समझा । इस प्रकार असंख्य आत्मायें धरम की बलिवदी 
पर चढ़ाई गई । उनका धर्म-प्रेम सराहनीय था। मेरी की माँ को 
तलाक की आज्ञा देनेबाले क्रमरसाहब भी अभी जिन्दा थे । 
मेरी को उनकी याद भूली न थी। वे भी सामने बुलवाये गये 
और अग्निदेव के समपंण कर दिये गये; परन्तु यह दमन भी 
सफल न हुआ । दमन से लोग दबने के बजाय और उभरते हें-- 
प्रोटेस्टेएएट मत और जोर से बढ़ा । 
मेरी के बाद सन्‌ १००६ में प्रसिद्ध रानी णलिज़ाबंध जा 
हेनरी अष्टम की दूसरी स्री एन बुलाइन की लड़की थी, गद्दी पर 
ग । धामिक मामले में उसने देखा कि न तो हेनरी के समय 
प्रोटेस्टेन्ट सत ही सफल हुआ और न मेरी के समय केथोलिक 
मत ही । अतः उसने बीच का रास्ता खीकार किया। इससे 
दोनों दलों के अधिकांश आदमी सनन्‍्तुष्ट रह, यद्यपि दोनों दलों 
के कट्टर लोग गड़बड़ करते रहे । एलिज़ाबेथ के राज्य में देश में 
शान्ति रही। इसका कारण यह था कि एडवर्ल ओर भेरी के समय 
के अत्याचार्रो से लोग घबड़ा गये । अतः उन्होंने एलिजबेथ की 
' नीति को अच्छा समझा । उसने धर्म के लिये किसी को प्राण- 


+#7 8०40 


५५ यूरोप में संशोधन का अचार 


दुश्ड न दिया बल्कि उसके स्थान में गिरजे में उपस्थित -न होने 
वाले लोगों पर कुछ जुमोना नियत कर दिया। उसके खतंत्र 
मत का इंगलेश्ड में खब प्रचार हुआ अ्गेर इसी समय इंगलेण्ड 
' के स्वतंत्र गिरजे की स्थापना हुई । इसके समय में देश की हर 
प्रकार की उन्नति हुई | स्पेन की एक बड़ी जलसेसा को इसने हरा 
दिया । इसका राज्य इंगलेण्ड में बहुत प्रसिद्ध है | यह रानी 
अकबर के समकालीन थी । सन १६०० में इसकी मृत्यु हुई । 
स्काटलेएड---यहाँ पर नये घमस का प्रचार करने वाला जॉन 
'नलाक्स नामक एक निर्मम और साहसी नेता था। स्कॉटलेश्ड 
और फ्रांस में बहुत दिनों से मित्रता चली आती थी | इस समय 
यहाँ की रानी मेरी थी | ऋ्रांसवालों का वहाँ बहुत प्रभाव था | 
स्कॉटलेणग्ड के सरदार इसे रोकना चाहते थे और गिरजों की 
सम्पत्ति पर अधिकार करना चाहते थे। रानी मेरी ने फ्रांसीसी 
लोगों की मदद चाही । इस पर सरदारों ने विद्रोह खड़ा 
दिया । अन्त में एलिजाबेथ की सहायता भी सरदारों को मिली। 
फ्रांसीसियों को म्कॉटलेएड खाली «करना पड़ा । स्कॉटलेण्ड के 
लोग अब फ्रांसीसियों को बुरा समझने लगे और इसी कारण उनके 
केैथोलिक घम्म को भ्री। इस भाँति फ्रांसीसी लोगों के कारण राष्ट्री 
यता के विचारों ने स्काटलेण्ड में प्रोटेस्टेएट मत का ग्रचार किया । 
स्वीटज़रलैण्ड--यहाँ पर धर्म में परिवतन स्ववंत्र रीति से 
'ज्विगली नामक एक पादरी के प्यक्षां से हुआ। वह धार्मिक मामलों 
में पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षपाती था। उसका मत भी छूथर से मिलता 
था परन्तु उसका घर्म विशेष प्रजासत्तात्यक था अर्थात्‌ वह धर्म में 
सब वर्गों तथा वर्णों की समानता स्थापित करना चाहता था । 


यूरोप का इतिहास, ५९. 


परन्तु - खीटजरलेण्ड के कुछ प्रान्तों ने उसका मत स्वीकार न किया 
और दोनों दलों में युद्ध हो गया, जिसमें ज्विंगकी मारा गया और 
उसका पक्ष हार गया। फिर भी प्रत्येक ग्रान्त को जमनी के 
समान अपना मत निश्चय करने की स्वतंत्रता मिल गई । इस भांति' 
यहाँ भी दो दल हो गये । 

काल्विनमत---इसी समय साम्राज्य के एक अंधेरे काने में 
एक भोर सुधारक का जन्म हो गया था। काल्विन फ्रांस का 
रहने वाला था । पहले वह पादरी रहा, फिर कानून पढ़ने गया । 
विद्यार्थीजीवन में ही उसे छूथर के धरम की शिक्षा मिली तथा 
वह इस नवीन मत का जोरदार समथक हुआ, जिसके कारण 
वह फ्रांस से निकाल दिया गया और जमनी और स्वीजरलेण्ड में 
रहने लगा । सन्‌ १०३६ में उसने 'इसाई धम के सिद्धान्त' नामक 
पुस्तक लिखी, जो ग्रोटेस्टेए्ट मत के साहित्य में पहली पुस्तक थी। 
स्वीजरलेण्ड में जेनेवा स्थान पर वह बहुत रहा तथा वहाँ उसका 
प्रभाव भी खूब पड़ा । वहाँ के लोग पहले से ही केथोलिक-घंसे 
से असन्तुष्ट थे । अत: जेनेका इस नयेनमत का धार्मिक केन्द्र बन 
गया । उसका मत लूथर के मत से कई बातों में भिन्न है। कास्विन 
का सिद्धान्त है कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा की आज्ञानुसार होती 
है। मनुष्य को अधिकार नहीं है कि वह उसे मिटा सके «तथा 
जन्म होते ही मनुष्य का भाग्य बन जाता है| वह धर्म को राज्य 
से खतंत्र रखना चाहता था, छूथर अथवा हेनरी के समान राज 
नीति में मिश्रित नहीं, क्‍योंकि इससे उसे हानि की आशंका थी । 
धामिक नियमों की पाबन्दी की ओर उसने विशेष ध्यान दिया | 
छूथर के मत के विरोधियों का कहना था की रूथर ने धार्मिक 


५५७ यूरोप में संशोधन का प्रचार 


बन्धनों को ढीला कर दिया परन्तु काल्विन-मत के लिग्रे ऐसा 
नहीं कहा जा सकता था | 

. काल्विन ने बाइबिल का फ्रेच्च भाषा में अनुवाद किया 
जिसका बहुत प्रचार हुआ । उसका मत प्रेस्वीटेरियन सतत कह- 
लाता है। इस धर्म के लोग बड़े साहसी, हृद॒वथा भक्त हुए 
उसका धम भी प्रजासत्तक सिद्धान्त पर था। इस धरम से भी यूरोप 
में बहुत अशांति फेली । इसी धम ने नीद्रलेण्ड में स्पेन के 
विरुद्ध विद्रोह कराके वहाँ स्वतंत्रता स्थोपित की, इंगलेड में प्योरि: 
टन:लोग उत्पन्न किये जिन्होंने एलिज्ाबेथ के बाद गद्दी पर 
बठनेवाले स्टुअट राजाओं की कड़ाइयों का वीरता से सामना 
किया ओर फ्रांस में छ्ृजीनोट लोगों को राजा के विरुद्ध करके बहुत 
दिनां तक युद्ध जारी रक़्खा । इसके मत का प्रचार फ्रांस, नीदर- 
लेण्ड, इंगलेएड ओर स्काटलेश्ड आदि अनेक देशों में हुआ । 

काउन्टर रिफरामंशन---जिस समय ग्रोंटेस्टट मत इस प्रकार 

उन्नति कर रहा था; उसी समय केथोलिक घधम में भी बड़ा परि- 
वतन हुआ जो काउन्टर-रिफ्रार्मेशन के नाम से प्रसिद्ध है। अब 
पोपों के आचरण बदलने लगे थे । सोलहवीं शताब्द्दी के पोषों ने 
रिनार्सेस तथा युरोपीय राजनीति में बहुत भाग लिया। सम्राट 

चाल्स पंचम से बिगाड़ हो जाने के कारण, पोप . झलमेश्ट सप्तम , 
प्रोटेस्टेणट लोगों से सहानुभूति रखता था और उसे उनकी ओर से 
चिन्ता भी न॑ थी। परन्तु जब धीरे धीरे उसीके सामने तीन-चोथाई 
जमनी येम से अलग हो गया, फ्रांस ओर इंगलेण्ड में नये मत 
का प्रभाव दिखाई देने लगा, इंगलेश्ड ने भी रोम से सम्बन्ध 
तोड़ दिया, डेनमाके, खीडन ओर नारे ने भी रूथर का मत 

४ 


यूरोप का इतिहास ५८ 


स्वीकार कर लिया तथा पोलैण्ड, बोहेमिया और स्वयं इटली में 
भी जब नये मत का प्रचार होता माह्म पड़ा तो एक दस पोष 
की आँखें खुली, उसके आख़ये की सीमा न रही । यह सब देख 
कर पोप तथा कैथोलिक-धर्म के अनुयात्रियों को चिन्ता हुई किं 
हमारा मत तो अब जड़ मूल से ही नष्ट हुआ जाता है, शीघ्र 
क्रोई उपाय करना चाहिये। अतः उन्होंने अपने धम में जो बुराइयाँ 
मालूम पड़ीं, उन्हें दूर करने के लिये नियम बनाये, जिसका 
उददश्य यह था कि केथोलिक-धर्म को सुधरा हुआ देख कर लोग 
नये धर में अब न जायूँ तथा उसकी प्रगति रुक जाय | 

पोषों का प्रयत्न अपने उदृश्य को पूरा करने भें बहुत कुछ सफल 
हुआ। इसका कारण यह था कि श्रोटेस्टन्ट मत में कई ऐसे विभाग 
थे जो आपस में एक दूसरे से भिन्न तथा विरुद्ध थे | कुछ लोग 
लूथर का मत मानते थे, कुछ ज्विंगली का ओर कुछ काल्विन का । 
अतः केथोलिक-घर्म में सुधार तथा ऐक्य होने से बहुत लोगों ने 
फिर उसी को पसन्द किया ओर दूसरा कारण यह था कि इस समय 
के पोप सदाचरणशील तथा सुधरे हुए थे । पाल चतुर्थ बहुत नेक, 
बुद्धिमान्‌ तथा निर्लोभ पोप हुआ । अतः उसके समय में कैथोलिक 
धरम ने अपनी गई हुई प्रतिष्ठा फिर बहुत कुछ ग्राप्त कर ली । 

काउन्टर-रिफामेशन के प्रचार के तीन मुख्य साधन थे। पहला 
साधन ट्रेन्ट की सभाथी जिसकी बेठकें सन्‌ १५४५ से १५६३ तक 
होती रहीं। चाल्से पंचम, एक सर्वदेशीय सभा बुलाकर ग्रोटे- 
स्टेण्ट तथा केथोलिक मतों में समकौता करा देना चाहता था । 
अतः उसने ट्रैन्ट स्थान पर सभा इकट्ठी की; परन्तु यह सभा 
सममोता न करा सकी क्योंकि पोप का अतिनिधि इस सभा का 


२९ यूरोप में संशोधन का अचार 


सभापति बनाया गया था। उसने लेटिन बाइविल को ही प्रमाण-माना 
और धार्मिक मासलों में पोप का विशेष अधिकार स्वीकार कराया 
तथा छूथर का विरोध भी किया। फिर उसने समय २ पर केथो- 
लिक धम में बहुत से सुधार भी किये। धर्म की बुराइ्यों के कारण 
ही उसकी अवनति हुईं थी । अतः जब उसकी चबुराइयाँ दूर की 
जाने लगी तब लोगों ने फिर उसे पसन्द किया । केथोलिक धर्म 
फिर उन्नत होने लगा; परन्तु फिर भी पश्चिमी युरोप के कुछ भाग 
'को छोड़ कर वह समस्त यूरोप पर प्रभाव न डाल सका । 
केथोलिक मत के प्रचार का दूसरा साधन इनकिज़िशन 
लामक एक सभा थी | इसे सन्‌ १०४२ में पोप पाल-तृतीय ने 
'पोटेस्टेश्ट लोगों को दबाने तथा दण्ड देने के लिये स्थापित किया । 
'उसका दण्ड, जायदाद की ज़ब्ती तथा प्राण-हरण था | उसने 
लोगों को ये दण्ड बड़ी ऋरता से दिये | अतः लोगों का दिल इस 
'सभा की ओर से फिर गया । इसने स्पेन, इटली तथा नीदरलेंड 
में काय किया; परन्तु इससे पोप को बहुत कम लाभ हुआ । 
परन्तु इन सब में प्रधान तीसरा झाधन था। यह जीसूट लोगों 
'का दल था, जिसे सन १०३४ में इगनीशस लायला नाम के 
एक सिपाही ने स्थापित किया था। पहले यह स्पेन की सेना में 
था; परन्तु एक युद्ध में उसके गहरी चोट आईं जिससे वह युद्ध 
के योग्य न रहा । अब उसने सारी शक्ति घर्म की ओर लगा दी ॥ 
उसने ज़रूमलेम की यात्रा की, जहाँ उसे मुसलमानों के विरुद्ध 
युद्ध करने तथा उनमें अपना धर्म प्रचलित करने की उत्करण्ठा हुई; 
परन्तु उसने सोचा कि शायद लोग मेरी बात न मानें क्‍योंकि मैं 
कुछ अधिक विद्वान तो हूँ हा नहीं । ऐसा समझ कर वह पेरिस 


यूरोप का इतिहा् ६० - 


में जाकर पढ़ने लगा। यहाँ उसे आइगो जेवियर ओर लेनिज्ञ 
आदि मिले जिनसे उसने मित्रता कर ली । फिर उसने इन मित्रो 
के साथ एक नया दल संघटित किया तथा पोप ने इस दल का 
प्रोटेस्टन्ट मत को दबाने की आज्ञा दे दी । द 

इस दल के प्रधान नियम पविन्नता, त्रह्मचय, दरिद्र दशा में 
रहना तथा बड़ों की आज्ञा कभी न टालना आदि थे । इनकी वर्दी 
भी-फोजी थी क्‍योंकि एक सेनिक अफ़सर द्वारा यह दल बनाया 
गया था। आज्ञापालन के नियम इतने कड़े थे कि यदि उच्च पदा- 
घिकारी आज्ञा दे तो बिना कुछ सवाल जवाब किये उन्हें प्रथ्वी 
के छोर तक फोरन जाने को तेयार रहना चाहिये । इन्होंने प्रधा- 
नतः उण्डेशों द्वारा ही इटली, स्पेन, फ्रांस और पोलण्ड से नये 
धर्म को बिलकुल भगा दिया । 


सलामपतराप्रवाज 0 क/२१60१0१॥कंप्सक0 


छुठवों अध्याय 
स्पेन की दशा तथा नीदरलेणड' का विद्रोह 

चाल्से पंचम के सिंहासन छोड़ने पर उसका पुत्र फ़िलिप 
द्वितीय सन्‌ १५०६ में स्पेन की गद्दी पर बैठा तथा मिलन, 
नेपिल्स, नीदरलेर्ड और-अमेरिका आदि भी उसी के अधिकार 
में रहे । इंगलेए्ड की रानी मेरी ने ( कैथेराइन की पुत्री, जिसने 
नये मतवालों को ज़िन्दा जलवाया था ) उसके साथ अपना 
विवाह कर लिया था । अतः इंगलेएड पर भी उसका कुछ प्रभाव 
थाः और बाद में सन्‌ १५८० में उसके मामा की मृत्यु के बाद 
युतंगाल भी उसे मिल गया । 


६१ क्‍ स्पेन की दशा 


फ़िलिप अधिक बुद्धिमान न था | वह घमणडी, तेज मिजाज 
और धमम में कट्टर था। वह अपने मंत्रियों पह भी विश्वास न 
करता था ओर बड़ा महनती तथा हरणक बात की देखभाल 
स्वयं करता था। वह कैथोलिक मत का हिमायती तथा नये 
मतवालों को विद्रोहियों का समाज समझता था। इसीलिये 
उसने स्पेन में उन्हें दण्ड देने के लिये इनकिज्धिशन बंठाई । 
वह चाल ढाल तथा व्यवहार में बिलकुल स्पेनिश था। अतः 
स्पेन से बाहर के देशों में वह विदेशी समझा जाता था ! 

उसने अपने राज्य में स्वेच्छाचार की नीति से काम लिया । 
सरदारों का अब वहाँ जोर न रहा तथा म्यूनिस्पे्टी आदि 
संस्थायें भी वहाँ'न थीं। अतः उसे पूणं अधिकार था। उसके 
मंत्री केवल कृकों के समान थे | सरदारों से उसने सब अधिकार 
छीन लिये तथा प्रत्येक मामला वह स्वयं ते करता था। देश में 
धार्मिक एकता स्थापित करने के लिये उसने मूर लोगों को करता 
से भगा दिया । इस ग्रकार उसके देश से एक उद्योगी तथा सम्रद्ध 
जाति चली गई | अमेरिका से सोना न्वांदी स्पेन में आता था; 
परन्तु वहाँवाले चतुर न होने से उसे ठीक ठीक काम में नला सकते 
थे। अत: उसका एक बड़ा भाग डच लोग जो व्यापार में बड़े दत्त 
थे, ले जाते थे । इन कारणों से उस के समय में स्पेन मरणोन्मुख 
हो गया । 

उसकी धार्मिक असहानुभूति तथा उसके सेनिक अफ़सर 
अल्वा के ड्यूक की ऋरताओं से नीदरलडस में विद्रोह हुआ जो. 
'उसके मरने के बाद तक चलता रहा और उसमें उसके उत्तराधि- 
कारी को वहाँ स्वतंत्रता देनी पड़ी । 


नई 
जल 


यूरोप का इतिहास 


विदेशी नीति--उसकी बाहरी नीति में भी उसे पूछ 
' असफलता मिली" उसका ग्रधान उद्देश्य इंगलेश्ड में नये धर्म 
की प्रगति को रोकना तथा अग्नेज्ञ मछाहों द्वारा स्पेन के जहाज़ों 
को पहुँचाये हुए नुक्सान के लिये एलिज्ञवेथ को दण्ड देना 
तथा फ्रांस में प्रोटेस्टेण्ट मत को रोक कर वहाँ अपना प्रभाव 
स्थापित करना था ! 

, इसके लिये उसने पहले इंगलेण्ड को एक भारी 'शख्तर 
सुसब्जित' जलसेना ( आरमाडा ) भेजी, परंतु वह सेना अशि- 
ज्षित होने तथा वायु का वेग प्रतिकूल होने के कारण बुरी तरह 
हार गई। यह इंगलेण्ड के लिये एक बड़े गौरव की विजय हुुई 
तथा इससे फिलिप को बड़ा धक्का लगा। घह इसी कारण 
नीदरलैंए्ड का विद्रोह दबाने में भी असफल हुआ। यहाँ से 
स्पेत का सैनिक महत्व जाता रहा तथा उसका स्थान इंगलेणड. 
ने लिया । 

उसे फ्रांस से भी युद्ध करना पड़ा। फ्रांस का राजा हेनरी 
द्वितीय, फिलिप को इटली «तथा नीदरलेंए्ड से निकालना चाहता 
था । परंतु फिलिप ने फ्रांसवालों को हराकर मिलन और नेपिल्स 
ले लिये। इस भाँति दोनों का इटली के लिये युद्ध बन्द 
हो गया । 

परंतु तीन वर्ष बाद सन्‌ १५७६२ में फ्रांस में धार्मिक ग्रह- 
कलह आरंभ हो गया । फिलिप ने केथोलिक लोगों का साथ 
दिया । आरंभ में उसे सफलता मिली; पर अन्त में जब नेवार के. 
हेनरी ने केथोलिक मत स्वीकार कर लिया, तो सब लोगों ने उसे 
फ्रांस का राजा बनाया और फिलिप से किसी ने पूछा भी नहीं । 


द्‌३्‌ स्पेन की दशा 


अमेरिका के व्यापार से स्पेन को इतना लाभ नहीं होता 
था, जितना लोग सममते थे । सन्‌ १०४० मेँ पीरू में सोने की' 
खानें मिली परंतु सोना स्पेन तक लाने में बडा खच पड़ता था । 
'राजा को कर स्वरूप उसका पाँचवाँ भाग मिलता था । फिलिप 
की असफलता का एक कारण यह भी था कि उसके पास फ्रांस, 
इंगलेण्ड, ओर हारलेंड आदि सब से लड़ने के लिये काफ़ी रुपया 
नहीं था । 

एक ओर फिलिप को अवश्य अच्छी सफलता मिली । इस 
समय तुक लोग जमनी की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के 
लिये पोपष, वेनिस तथा स्पेन ने मिलकर एक सेना फिलिप के 
अधेश्राता ऑट्रिया के डॉन जॉन के नेतृत्व में भेजी ! डॉन जॉन 
बड़ा वीर था ओर उसने वही जोश अपने सिपाहियों में भी भर 
दिया । तुर्कों के जहाज़ समुद्र के योग्य न थे । संख्या में कम होने 
पर भी ईसाइयों ने वीरता से लड़कर सन्‌ १५७१ में यूनान के 
पास लीपाण्टो की खाड़ी में तुक लोगों को पहिली ही लड़ाई में 
हरा दिया । इससे भूमध्य सागर में .तुक्कों की शक्ति सदा के लिये 
कम हो गई । 

परिणाम---उसका विस्तृत राज्य तथा आमदनीक ज़रिये देखने 
से फिलिप बड़ा बलवान माल्म पड़ता था परन्तु उसकी नीति ने 
अन्त में स्पेन की महत्ता का नाश कर दिया | उसने खर्चीलि युद्धों 
में पड़ कर तथा इमारतें बनवाने में सब रुपया खच कर दिया 
ओर खजाने खाली हो गये । इस भाँति स्पेन की पेदल सेना 
चतुर तथा शिक्षित होने पर भी ठीक समय पर तनख्वाह न 
मिलने के कारण असन्‍्तुष्ट रहती थी। इसलिये वह फ्रांस की 


यूरोप का इतिहास ६४9 . 


अविश्वासी सेना ओर इड्जलेण्ड की नई भर्ती की हुई अशिक्षित 
सेना की भी न हरे सकी | 

इनकिजी शन द्वारा उसने देश की धामिक जागृति दबा दी। 
इस सभा के नियम बड़े विचित्र थे। ,सभा की दृष्टि में विद्रोही 
तथा विधर्मी ग़रीब ओर अमीर समान थे | गिरफ्तारी बड़ी जल्दी 
होती थी, जाँच गुप्त रूप से की जाती थी । क़्रेदी को यह भी 
माल्म न पड़ता था कि उसके विरुद्ध क्या अपराध लगाया गया 
है तथा किस आधार पर । कड़ा कष्ट देकर उनसे अपराध स्वीकार 
करा लिया जाता था, नहीं तो फ़ोरन अभ्नि के समपण कर दिया 
जाता. था ।. यही उसका दश्ड था। इस प्रकार लेगों केविचार न. 
बढ़े जिससे स्पेन सभ्यता में यूरोप से पीछे रह गया । 

धामिक कट्टरता के कारण उसने मूर लोगों को निकालने का 
घृरणित तथा अनुचित काय किया। थे लोग खेती तथा कलाकौशल. 
में बड़े निपुण थे, जरा सी सहानुभूति दिखलाने से वे सदा के 
लिये राजभक्त हो सकते थे, परन्तु फिलिप ने उन पर स्पेन की 
भाषा तथा पोशाक का बंधन लगाया, ज़रा २ सी बातों के लिये 
कठोर दण्ड दिये, जिससे बहुत से लोग इधर उघर भाग गये 
ओर स्पेम के कलाकौशल तथा कृषि को बड़ा.धक्का पहुँचा 

नीद्रलेण्डस का विद्रोह । 

नीद्रलेण्ड अथवा लोलेश्ड उस भाग का नाम है. जहाँ आज 
कल हालेर्ड ओर बेलजियम बसे हुए हैं । नीद्रलेग्ड्स का अरे 
है नीची भूमि। यह भाग समुद्र क्री सतह से नीचे बसा हुआ है 
अतः इसे नीदरलेएड अथवा लोलेर्ड कहते हैं । पहले यह देश 
बरगंडी के ड्यूक के आधीन था, परन्तु चाल्से बहादुर के , बाद 


5५ नीदरलेण्ड का विद्रोह 


उसकी पुत्री मेरी का विवाह सम्राट मेक्‍्सीमिलियन के. साथ 
होने से यह देश हेप्सवर्ग वंश के हाथ में जया, चास्से पंचम 
मेक्सीमिलियन का नाती था और उसके बाद गद्दी पर बैठा अतः 
यह देश भी चाट्से को मिला | 

यह देश सत्रह सूबों अथवा अ्रान्तों में बटा था, जो कि एक 
दूसरे से स्वतंत्र राज्य थे, सब से सम्बन्ध रखनेवाली बातें एक 
सभा द्वारा ते की जाती थी, जिसमें प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि 
आते थे । इसके अतिरिक्त शासनव्यवस्था, कानून, तथा विशेषा- 
घिकार प्रत्येक राज्य के भिन्न २ थे, जाति तथा भाषा में भी वहाँ 
भेद था, उत्तरी भाग के लोग ट्यूटोनिक जाति के थे और जमेन 
भाषा बोलते थें, दक्षिण के लाग केल्ट जाति के थे और फ्रेंच 
भाषा बोलते थे, फिर उनमें धार्मिक तथा सामाजिक भी भेद थे । 
उत्तर के राज्य प्रोटेस्टेण्ट मत के थे जो व्यापार करते थे ओर 
समुद्र में मछली पकडते थे, दक्षिण के राजों में सरदारों का 
प्रभुत्त था तथा ये लोग कारीगर थे, यहाँ का बन्दरगाह्‌ एनन्‍्टवर्ष 
बहुत अच्छी जगह बसा था, अतः वह् समस्त यूरोप से बड़े जोर 
से व्यापार करता था। वहाँ पर स्पेन से रत्न, शकर, मसाले, इटली 
से रेशम व कमख्वाब, इंगलोए्ड से ऊन ओर वस्र आदि आते थे । 
इंगलेण्ड से उसका बहुत व्यापार था । 

चारट्स पंचम ने इन सब सूबों को संघठित करने का प्रयत्न 
किया । सब प्रदेशों के प्रतिनिधियों की एक बडी सभा स्थापित 
की गई, जिसमें सरदार, पादरी तथा साधारण जनता, तीनों के 
प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे । यह सभा स्टेट्सजनरल कहलाती 
श्री । सब प्रान्तों की अपील सुनने के लिये एक मुख्य न्यायालय 


ल्‍ । 


यूरोप का इतिहासु ्‌ 


(# 


भी बनवाया गया | सब प्रान्तों में एक एक अधिकारी नियत 
किया गया, जो स्टेंटहोल्डर कहलाता था ओर जो स्व सम्राद 
द्वारा नियत किया जाता था। धार्मिक मामलों में सम्राट ने अधिक 
कडाई से काम किया । उत्तरी प्रान्तों के लोग अधिकतर छूथर ' 
तथा काल्विन के अनुयायी हो गये थे। चारस ने इनकिज़िशन 
द्वारा इन्हें कड़ा दए्ड दिलवाया; अनेकों को फाँसी भी दिल- 
वायी.। परन्तु इतने पर भी चाल्स वहाँ अप्रिय नहीं था | वह वहीं 
के एक सूबे में उत्पन्न हुआ था अतः लाग उसे अपने ही देश 
का समभते थे । उसके समय में यह देश खब समृद्ध था | अत 
लागों ने चाल्स के पुत्र फिलिप की अधीनता भी स्वीकार कर ली। 

परन्तु फ्रिलिप के राजा होते ही वहाँ की स्थिति बदल गई ।. 
फिलिप धर्म तथा राजनीति दोनों में अपना प्राधान्य चाहता था । 
उसका विचार था कि धार्मिक एकता के बिना राजनेतिक एकता 
भी नहीं हो सकती अतः उसने प्रोटेस्टेन्ट मत को दबाना चाहा । 
फिर उसने अपना शासन निरंकुश बनाने के लिये वहाँ विदेशियों 
को बड़े २ पदों पर नियत करना आरम्भ किया । देशी रईस बड़े 
बड़े पदों से निकाले जाने लगे ओर उनकी जगह उसके स्पेनवाले 
मित्रों को मिलने लगी । इस नीति से वहाँ के रइस तथा दूसरे 
लोग बड़े अप्रसन्न हुए । फिर फिलिप ने यह समझ कर कि यहाँ 
विरोध तथा विद्रोह खड़ा होगा, स्पेन की सेना नीदरलेण्ड में रख 
दी जो लोगों को बहुत कष्ट देती थी। इससे लोग ओर भी बिगड़े 
तीसरे फिलिप ने घामक मामलों में बहुत ऋरता से काम लिया । 
इनकिज़िशन के दण्ड ओर भी कड़े कर दिये गये, जिससे सहस्रों 
कारीगर इज्नलेए्ड आदि देशों को भाग गये | 


६७ नीदरलेण्ड का विद्रोह 


इस भांति राजनीतिक तथा घामिक दोनों कारण मिल गये । 
लोग विरोध के लिये तैयार होने लगे। उन्‍हें फिलिप के प्रति 
अश्रद्धा तथा घृणा हो गई । प्रोटेस्टेण्ट और कैथोरलिक दोनों धर्म 
वाले इस सावेजनिक संकट के समय में मिल गये जिनका नेता आरेंज 
का विलियम था। वह पहले केथोलिक था; परन्तु अब ग्रोटेस्टेए्ट 
हो गया था | वह घमण्डी तथा शराबी न था । फिर उन सबने 
सन्‌ १०६३ में, फिलिप द्वारा नीदरलेण्ड्स में नियत किए हुए 
शासक ग्रेनवेला को वापस बुलाये जाने की ग्राथेना की क्‍योंकि 
वह निदयी तथा स्वेच्छाचारी था । फिर इस सम्मिलित दल'ने 
इनकिज़ि शन को निद्य ठहराया तथा अपनी कठिनाइयों ओर शिका- 
यतों को लिखे कर शासक के पास भेजा परन्तु उनकी ग्रोथेना 
पर विचार न किया गया ओर उन्हें मँगता” ठहराया गया, 
जिस उपाधि को उन लोगों ने बड़े हष से स्वीकार किया । इसी 
बीच में काटिबन मतवालों ने जो इनकिज़िशन द्वारा चिढ़े हुए थे 
जोश में आकर उपद्रव आरंभ कर दिये । वे मूर्तियाँ तोड़ने लगे 
और केवल दो प्रान्तों में ही चार स्तो से अधिक केथोलिक गिरजे 
गिरा दिये गये । ऐसी स्थिति देख कर फिलिप घवड़ा गया परन्तु 
उसे एक लाभ यह हुआ कि प्रोटेस्टेए्ट धर्मवालों का जोर देख 
कर केथोलिक मत के लोग फिलिप की ओर, मिल गये । विद्रोहियों 
को कड़ा दण्ड देने के लिये तथा विलियम द्वारा चलाये हुए 
राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल डालने के लिये फिलिप ने सन्‌ 
१०६७ में एक होशियार तथा निरदेयी जनरल, अल्बा के ड्यूक 
को वहाँ गवर्नर बना कर भेजा। 

अल्वा यह कहकर चला था कि मेंने लोहे के मनुष्यों तक को. 


यूरोप का इतिहास ६८ 


पालतू बना लिया है, इन मक्खन के आदमियों को में देखूँगा ? 
उसके साथ स्पेन की चुनी हुई सेना भी थी। वहाँ पहुँचते ही 
उसने विद्रोहियों को दण्ड देने के लिये एक विशेष अदालत बनाइई। 
जिसने उन सबको जिन्होंने ग्रोटेस्टटट मत की प्राथनाएँ कही थीं 
तथा जिन्होंने उनसे सहानुभूति द्खिलाई थी, बिना किसी वण 
अथवा पद के विचार के क्ररता से मृत्यु-दण्ड देना आरम्भ कर 
दिया । जिन्होंने श्र नवेला को बुलाये जाने को ग्राथंना की, वे भी 
ढेँढ़ ढँढ़ कर दगशिडित किये गये । प्रसिद्ध देशभक्त एगमण्ट जिसने 
सेशट क्किंटन तथा ग्र बलाइन्स दो स्थानों पर अंग्न जों को हराकर 
फिलिप की कीति को उज्ब्ल किया था, जो जनता में देवतुस्य 
माना जाता था ओर जो फिलिप का भक्त था वह भी सत्यु-दण्ड 
से न बचा । बुसेल्स स्थान पर (जहाँ अब उसकी मूर्ति खड़ी हे) 
उसे एक रख करते हुए तथों आँसू बहाते हुए भुण्ड के सामने 
प्राण देने पड़े । अल्वा बड़े गये से कहा करता था कि उसने इस 
अकार अठारह सहस््र मनुष्यों के श्राण लिये । इस कर अदालत 
का नाम नीदरलेडस वालों ने «रक्त की सभा' ( काउन्सिल आफ़ 
ब्लड ) रखा । 

वहाँ की स्थिति निराशाजनक देखकर विलियम ने जमनी को 
प्रस्थान कर दिया ओर एक लाख मनुष्यों ने उसका अनुकरण 
किया । फ्रान्स तथा जम॑नी के प्रोटेस'ए्ट लोगों ने एक सेना भेजी 
पर अल्वा ने उसे हरा दिया । विलियम ने भी आक्रमण किया 
परन्तु वह भी हार गया । विजयोन्मत्त होकर अल्वा ने एन्टवर्प के 
किले में अपनी एक मूर्ति स्थापित कराई जो गुलाम बेल्नियनों 
( नीदरलेड के ग्रान्त बेल्जियम के निवासियों) को अपने पेरों तले 


६५ नीद्रकेण्ड का विद्रोह 


कुचल रही थी । फिर उसने वहाँ के सब व्यापारिक सामान पर 
बिक्री के समय दस ग्रति सेकड़ा कर लगाया। इस भाँति कच्चे सामाने 
से कोई वस्तु पूरी बनने तक उस पर कई बार कर लग जाता था, 
जिससे उसका मूल्य बहुत चढ़ जाता था | एक व्यापारी देश के 
लिये यह बड़ा हानिकर था ओर कई दूकानें इस प्रकार बन्द हो 
गई । इससे लोगों का क्रोध बहुत ही बढ़ गया । 

परन्तु सन्‌ १५७२ में एक ऐसी घटना हुई जिसने नीदरलेंड 
का भाग्य एकदम पलट दिया । अल्वा की ऋरता के डर से बंहुत 
से लोग समुद्र के किनारों पर जाकर छट-मार करने लगे थे। वे 
विशेष कर स्पेन के जहाज़ों को छूटते थे । अकस्मात्‌ इनके नेता ने 
जिसने एगम्णंट की मृत्यु का बदला लेने की शपथ खा ली थी 
अपने दल को लेकर ब्राइल नामक एक बन्दरगाह पर अधिकार 
कर लिया ओर वहाँ से स्पेन के सैनिक ; रक्षकों को भगा दिया।. 
इस विजय ने लोगों के हृदय में उत्साह की एक लहर फिर उत्पन्न 
कर दी । फिर तो वह इतने वेग से बही कि गाँव पर गाँव, नगर 
के बाद नगर स्पेन के रक्तकों को भुगा कर स्वतन्न होते गये। 
उत्तर के हालेंड तथा जीलेंड आदि प्रान्तों ने स्वतश्न होकर विलि- 
यम को अपना शासक बनाया । नीद्रलेंडस्‌ के विद्रोह के इतिहास 
में दूसरा युग आरम्भ हो गया । 

अल्वों ने भी अब ओर अधिक दृढ़ता आर ऋरता से काम लिया 
तथा कई लड़ाइयाँ जीत कर कई स्थानों पर फिर अपना अधिकार कर 
लिया । इनमें हारलेम का घेरा सबसे ग्रसिद्ध है जहाँ लोग सात मास 
तक डटे रहे परन्तु जब चहे, चिड़ियाँ आदि सब निवरट गये ओर 


खाने को कुछ न रहा तो वे हार गये और क़त्ल कर दिये गये । 


यूरोप का इतिहास ७० 


अछ्वा ने लोगों को दबाने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु 
जब किसी देश में सैप्रीयता की लहर उठती है तो उसका दबाना 
सहज नहीं होता फिर दमन द्वारा सवतत्नता-प्राप्ति को इच्छा को दवाना 
तो असम्भव सा ही है । दमन से लोग कुछ काल के लिये शान्त 
हो सकते हैं परन्तु उनके हृदय की अम्नि शान्त नहीं होती ओर 
अवसर पाकर ओर भी वेग से भड़क उठती है । इतिहास इन्हीं 
बातों के प्रमाण से भरा पड़ा है । 

इस प्रकार लोगों को शान्त न होते देखकर निराश तथा 
थकित होकर अल्वा ने अपने वापिस बुलांये जाने की प्राथना की । 
उसके उत्तराधिकारी रिकेज़ेन्स ने रक्त की सभा! को तोड़ दिया 
तथा लोगों की शान्त करने के ओर भी प्रयत्न किये परन्तु अस- 
फल होकर उसे भी सेना का आश्रय लेना पड़ा । उसने लीडन 
' स्थान पर घेरा डाला । अपने को हारते हुए देख/कर विलियम ने 
समुद्र से सहोयता ली। उसने कहा इस स्थान को शत्रओं के 
हाथ जाने देने के बजाय डुबा देना अच्छा है, समुद्र के बँघच काट 
दिये गये । ग्रान्त की सतह “समुद्र तल से नीची होने के कारण 
एक दम पानी की बाढ़ आ गई ओर इस स्थान से घेरा उठाना पड़ा। 

सन्‌ १५७६ में रिक्रेजेन्स की मृत्यु हो गई । स्पेन के सिपा- 
हियों ने जो कई महीनों से तनख्वाह न मिलने के कारण क्रद्ध 
थे, इस मृत्यु से नेता रहित होकर वहाँ विद्रोह आरम्भ कर दिया । 
एन्टवरप तथा कई अन्य नगर छूट से नष्ट कर दिये गये और 
हज़ारों नागरिक कत्ल कर डाले गये । इस स्पेन के क्रोध! (स्पेनिश 
प्रयूरी) से नीदरलणड को एक लाभ हुआ । वहाँ वालों को एकता 
की आवश्यकता का अनुभव हुआ + वहाँ के सत्रहों प्रान्तों ने 


७१ नीदरलैण्ड का विद्रोह 


धार्मिक भेदभाव छोड़कर 'घिेण्ट की शान्ति! (१०७६) के अनुसार 
मेल कर लिया, दक्षिण के केथोलिक लोगों ने भी स्पेन के सिपा- 
हियों को निकालने में सहायता दी। संकट के समय एक हो 
' जाना भी बड़ी बुद्धिमानी है । रिकेज़ेन्स की मृत्यु के बाद क्रिलिप 
का अविश्राता, लीपान्टो का विजयी डॉन जान गवनर नियत 
होकर नीदरलेएडस्‌ में आया । उसने लोगों को शान्त करने के 
लिये तथा इंगलेएड के विरुद्ध उनकी सहायता पाने के लिये उनकी 
मांगों को खीकार कर लिया परन्तु उसकी मृत्यु ने उसका काये 
अधूरा ही छुड़ा दिया । 

इसके बाद सन १०७८ में अलेकज़न्डर फर्नीस परमा का 
इद्यूक नीद्रलेरंड्स का गवनेर नियत हुआ जो १४ वर्ष तक रहा। 
वह अनुभवी सैनिक तथा राजनीतिज्ञ था । उसने वहाँ के ग्रान्तिक 
तथा धा मक भेद देखकर कूटनीति से काम लेने का अच्छा अब- 
सर समभा। उसने केथोलिक लोगों की प्रशंसा करके तथा आश्वासन 
देकर, उन्हें उत्तर के ग्रोटेस्टेशट लोगों से अलग कर लिया । अब 
विलियम को उत्तर की सात रियासत्ञों का ही सहारा रह गया । 
इन सात रियासतों को जिनमें हालेण्ड, जीलेश्ड तथा थयूट्रेक्ट 
प्रधान थी उसने सन्‌ १५७९ में “यू ट्रेक्ट की सन्धि' के अनुसार 
फिर एक किया जिसका नाम संयुक्त प्रदेश रखा, परन्तु इन भान्तों 
में हालेर्ड सब से बड़ा होने के कारण, कुल प्रदेश ही हालेण्ड के 
नाम से मशहूर है तथा वहाँ के निवासी डच कहलाते हैं । यह्‌ 
मेल ही डच प्रजातंत्र की जड़ है । 

दो वष बाद उत्तर के आन्तों ने अपनी पूर्णो स्वतंत्रता घोषित 
कर दी । परमसा ने चाहा भी कि भारी रिश्वत देकर विलियम को 


हि कं, 


यूरोप का इतिहास छ्ण्‌ 


अपनी ओर मिला लें परन्तु वह देशभक्त जिसने देश की खतंत्रता 
के लिये इतना युद्ध किया था उसकी बातों में न आया । इस पर 
फिलिप ने विलियम का सिर लाने वाले को एक भारी इनाम 
ओर सरदारी का पद देने की घोषणा की । लालच में आकर 
एक दुए ने सन्‌ १५८४ में विलियम का सिर काठ कर फिलिप 
को भेंट कर ही दिया | इस प्रकार वहाँ के एक सब से बड़े तथा 
प्रसिद्ध देशभक्त के जीवन का अन्त हुआ । देश की स्वतंत्रता के 
लिये यह भी एक बलि थी । 

विलियम सोलहवीं शताब्दी का एक सब से बडा पुरुष था 
तथा अपनी निस्वार्थ देशभक्ति के कारण उसने डच प्रजातंत्र के 
जनक' की उच्च पदवी पाई। वह कैथोलिक से “प्रोटेस्टेशट हो 
गया था, परन्तु उसने धरम के लिये मृत्युद्रड देता कभी पसन्द 
न किया। अमेरिको .की खतंत्रता के संस्थापक प्रसिद्ध जाजें 
वाशिंगटन से उसकी तुलना की जाती है। बह सैनिक के बजाय 
राजनीतिज्ञ अधिक था, परन्तु युद्धक्षेत्र में भी उसने अपनी चतु- 
रता का परिचय दिया !' साजनीतिज्ञ होते हुए भी बह बहुत 
सीधा था, लोगों ने कई वार उससे राजा बनने की प्रार्थना की 
परन्तु उसने अस्वीकार किया। देश की इसी निस्वा्थ सेवा ने उसे 
सर्वेश्रिय बना दिया । प्रजा प्यार से उसे पिता विलियम” कह के 
पुकारती थी, जीवनकाल में वह इस वीर जाति का नेता रहा 
ओर मस्त्यु के बाद बच्चे तक उसके लिये गलियों में रोते 
दिखाई दिये । 

उसका बुद्धिमान पुत्र सारिस उसके स्थान पर नेता तथा 
सैनिक कमान्डर चुना:गया ।. अब इंगलेण्ड की रानी एलिजा- , 


'+ 4 नीदरलेण्ड का विल्नोह 


ह 


बथ ने उनसे सन्धि कर ली, जिसके अनुसार उनके कुछ स्थानों 
पर रानी ने अपना अस्थायी रूप से अधिकार कर लिया ओर 
इसके बदले में उन्हें कुछ सेनिक सहायता दी, परन्तु नीदरलेण्ड्स 
के भाग्य से उसके लिये एक देवी सहायता भी इसी समय मिली। 
एलिज़ाबेथ की सेना ने स्पेन के आरमाडा को हरा दिया जिससे 
फ़िलिप बिलकुल निबंल तथा हतोत्साह हो गया, अतः वह इस 
नये प्रजातंत्र को दबाने का कुछ उपाय न कर सका, दूसरे. वह 
फ्रांस के घरू मंगड़ों में भी भाग ले रहा था। अवसर पाकर 
डच लोगों ने सेनिक शिक्षण में सुधार कर लिया तथा नये शस्त्र 
काम में लाये। फ्रांस के घरू युद्ध के बाद स्पेन के नेवार प्रान्त का 
राजा हेनरी चतुथ के नाम से फ्रांस के सिंहासन पर बेठा । उसने 
इंगलेण्ड ओर हालेश्ड को भी स्पेन के विरुद्ध इकट्ठा कर लिया। 
इसस स्पेंन की विजय की आशा जाती रही । इसी समय वीर 
योद्धा परमां भी एक युद्ध के लिये तेयारी करते करते ही बेहोश 
हो गया और मर गया। अन्त में क्रिलिप मे अपने दामाद 
आस्ट्रिया के आकड्यूक को नींदरलेण्डस भेजा, परन्तु जब वह 
भी डच लोगों को जीतने में असमर्थ हुआ तो फ़िलिप तृतीय ने 
जो फ़िलिप द्वितीय के बाद स्पेन का राजा हुआ, सन्‌ १६०० में 
नीदरलेंड्स की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली । अन्त में सन्‌ १६४८ 
में वेस्टफ़ालिया की सन्धि से अन्तिम बार डच-स्वाधीनता स्वीकार 
कर ली गई। 

इस भाँति पचास वर्ष तक निरन्तर परिश्रम करके तथा 
अनक बलिदान करके देशभक्त डच लोगों ने स्वतंत्रता ग्राप्त की । 
इन लोगों के विद्रोह ने फ्रान्स तथा इंगलेण्ड को फिलिप के डर 

ह। 


यूरोप का इतिहास ७१ 


से बचा लिया । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने अपनी उन्नति की 
ओर ध्यान दिया। व्यापार बढ़ाया, साहित्य तथा विज्ञान की 
बहुत उन्नति की इसलिये देश धनवान तथा शक्तिमान हो गया । 
स्वतंत्र देश ही अपनी यथेच्छ उन्नति कर सकते हैं । 

दक्षिण का केथोलिक भाग जो स्पेन से मिल गया था, इस 
उत्तरी अजातंत्र से अलग रहा । परन्तु उसकी आबादी बहुत घट 
गई 4 सारा व्यापार तथा आबादी आदि उत्तरी भाग में आ गये । 





सातवां अध्याय 

... फ्रांस में धार्मिक कलह 
फ्रान्स में धर्म-संशोधन जमनी के प्रभाव से नहीं हुआ, यहाँ 
इसका स्वतंत्र इतिहास है | इटली में लगातार फ्रान्स तथा स्पेन 
के बीच में युद्ध हाने से फ्रान्सवालों पर भी दक्षिण' की जागृति 
तथा रिनासेंस का प्रभाव हुआ । सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ 
में लिफेरी आदि कुछ, लोगों ने ऐसे विचार प्रकट किये । छूथर 
तथा काल्विन के केथोलिक धर्म पर आक्तेपों के कारण यहाँ भी 
ऐेसे विचारों को उत्तेजना मिली । यहाँ काल्विन के मत का प्रचार 
अधिक हुआ क्योंकि काल्विन यहीं उत्पन्न हुआ ओर बहुत दिनों 
तक रहा ओर उसने अपनी पुस्तकें भी फ्रेंच भाषा में लिखीं । 
दूसरे यहाँ के सरदार भी अधिकांश नये मत के हो गये थे क्योंकि 
ऐसा करने से उन्हें राजा का सामना करने का अवसर मिलता 
था जिसे वे चाहते थे | नये. धर्म के लोग यहाँ पर हाजीनॉ”2” 

कहलाते. थे । 


यूरोप का इतिहास ्द 


देवतातुल्य माना जाता था क्‍योंकि फ्रांस और इंगलेण्ड में 
परम्परा से.बेर था । 
राज्यवंश ( बोबनवंश ) की एक और शाखा नेवार में राज्य 
कर रही थी । वे लोग फ्रांस के राज्यकाय में अपना हाथ चाहते 
थे परन्तु उन्हें कुछ शक्ति न मिली। अतः उन्होंने गाइस के 
विरोधी लोगों से मित्रता कर ली। ये लोग भी दो भाई थे। एन्टनी 
तथौ कोन्‍्डी का राजकुमार लुई्दे । उन्होंने नया मत स्वीकार कर 
लिया था । फ्रान्स के प्रोटेस्टेण्ट लोगों ने जिनमें अधिकतर छोटे 
सरदार, व्यापारी तथा कारीगर थे, उनसे सहर्ष मित्रता कर ली । 
इस भाँति इस विभाग में घामिक भेद के कारण फ्रान्स में राज- 
नंतिक दो बड़े दल हो गये । 
इन दानां दलों से भिन्न परन्तु दोनों को अपने वश में लाने 
की इच्छा करने वाली राजकुमार की माता मेडिसी की केथेराइन 
थी । फ्रांसिस द्वितीय एक वर्ष राज्य करके मर गया और उसका 
छोटा तथा दुबल भाई चाल्से नवां राजा हआ | इसके समय में 
कैथेराइन का पूरा प्रभाव रहा । यह रानी बड़ी कूटनीतिज्ञ तथा 
निडर थी ओर फ्रांस को अपने पुत्र द्वारा शासित देखना चाहती 
थी, अतः वह अपना मतलब बनाने के लिये कभी इस दल से 
मिल जाती थी, कभी उससे । देश में बिपत्ति लाने के लिये यह 
सब से अधिक ज़िम्मेदार है, तथा इसी के कारण इस वंश का: 
भी अन्त हो गया । 
सन्‌ १०६० म श्रोटेस्टटट दल ने विचार किया कि राज- 
कुमार को पकड़ ल और गाइस के हाथ से सब शक्ति छीन लें 
परन्तु इस बात का पता लग गया और इनमें से बहुत से लोग 


७9७ फ्रांस, में घामिक कलह 


बीच सड़क पर चलते चलते ही क़त्ल कर डाले गये, परन्तु इसके 
बाद गाइस ने उन्हें घामिक स्वतंत्रता दे दी । 

चाल्स नवम्र केबल दस वष का था, राज्य म॑ अशान्ति थी 
अतः केथेराइन ने ग्रोटेस्टेटट लोगों को कुछ रियायतें देकर शान्त 
करना चाहा, परन्तु वे चाहते शे कि फ्रांस में प्रोटेस्टेशटट मत का 
राष्ट्रीय गिरजा स्थापित किया जाय | कैथोलिक लोग इस बात 
से बहुत अप्रसन्न थे, अतः कोइ सममोता न हो सका, वेसनस्य 
ओर अधिक बढ़ गया । 

गाइस के अनुयायी केथोलिकों ने अब अख्रों का सहारा 
लिया ओर बांसी स्थान पर एक प्रोटेस्टेश्ट दल को जो नियसा- 
नुसार नगर के बाहर ग्राशना कर रहा था, क़त्ल कर डाला । इस 
समाचार को सुनकर प्रोटेस्टेएट लोगों का क्रोध एकदम बढ़ गया 
ओर उन्‍होंने भी हथियार बाँधे। इनकी ओर सब से प्रसिद्ध 
तथा अनुभवी सैनिक जनरल" कोलिनी था। युद्ध छिंड़ गया । 
पहिली लड़ाई में प्रोटेस्टन्ट दल का कोण्डी का राजकुमार क्रेद 
कर लिया गया तथा दूसरी ओर का गाइस मारा गया। इस 
भाँति दोनों दलों को नेता रहित देखकर रानो ने बीच में कूदकर 
झगड़ा निबटा दिया । प्रोटस्टेश्ट लोगों को प्रार्थना के लिये कुछ 
स्थान दे दिये गये तथा कोशडी को मुक्त कर दिया गया । 
परन्तु ह्यजीनोाट ( प्रोटेस्टेंटट ) लोगों को फिर भी अपनी 
'कुशल न दिखाई दी और उन्होंने समान अधिकार पाने के लिये 
पेरिस नगर में घेरा डाल दिया ओर एक ओर लड़ाई होकर फिर 
सन्धि हो गई । 

अब पोष और अल्वा के ड्यूक ने रानी को प्रोटेस्टेर्ट लोगों 


यूरोप का इतिहल्‍्स ७८ 


के विरुद्ध बहकाया ) उसने प्रोटेस्टएट लोगों के विरुद्ध कई नये 
नियम बनाये जिससे फिर लड़ाई हुई ओर रानी जीती प्रोटेस्टश्ट 
दल टूटता जान पड़ा, परन्तु इसी समय कालिनी ने उनका नेतृत्त्व 
हणु कर स्थिति सम्हाली। इंगलेण्ड ओर नीदरलंण्ड ने भी. 
उन्‍हें कुछ सहायता दी, तथा सन्‌ १७७० में सेन्‍्ट जश्मेन की 
सन्धि से इस युद्ध का अन्त हुआ। श्रोटेस्टन्ट लोगों को धार्मिक 
स्वव॑त्रता मिल गई, सरकारी पद भी उनके लिये खोल दिये गये 
ओर शर्तें स्थिर रखने के लिये अमानत के रूप में उन्हें चार गाँव 
भी दिये गये । यह सन्धि महत्त्वपूर्ण है । इससे ग्रोटेस्टेश्ट लोगों 
को धामिक स्वतंत्रता मिली तथा इसके बाद फ्रान्स की नीति 
भी बदली। 
चाल्स नवम अब सयाना हो गया था। उसने देखा कि देश 
तो इन घरू युद्धों से निबेल हुआ जाता है और उसका शत्रु स्पेन 
उन्नति कर रहा है। अतः उसने देशवासियों को विदेशियों से 
लंड़ाना चाहा जिससे वे आपस का द्वेष भूल जाये। वह नीद्र- 
लेण्डस का पक्ष लेकर स्पेन से लड़ना चाहता था, अतः उसने. 
अपने देश के दोनों दलों को मिलाने के लिये अपनी बहन मारग- 
रेट की शादी नेवार के हेनरी के साथ कर दी, जो इस समय 
ह्यजीनोट-दल का नेता था | 
चारसे नवम्‌ ने यह सब ग्रोटेस्टएट दल के नेता कालिनी के ' 
प्रभाव के कारण किया। यह देखकर रानी केथेराइन तथा गाइस 
को बड़ी इषा उत्पन्न हुई, क्योंकि उनकी शक्ति कम होती जाती 
थी ओर वे दोनों इस प्रकार अपने हाथों से शक्ति निकलने देना" 
नहीं चाहते थे। अब रानी ने एक उपाय सोचा। नेवार 


७९ फ्रांस में धामिक कलह 


का हेनरी दलसमेत मारगरेट से शादी करने पेरिस आया 
हुआ था । पेरिस निवासी अधिकांश केथोलिक थे अतः रानी ने 
उनमे धासिक उत्तेजना फेलाकर हेनरी के दल को कटवा डालने 
का अच्छा अवसर सममा । उसने अपने निबल पुत्र को धमकियों 
तथा बिनतियों से इसके लिये तैयार कर लिया । २३ अगस्त सन्‌ 
१०७७२ ३० को रात के बारह बजे गिरजे की घण्टी ' बजी जिसे. 
सुनते ही अनेकों सशत्र दल जमा हो गए जो पहले से ही तैयार 
कर रखे गये थे । इस दल ने फोरन ही बारात की ओर जाकर 
पहचान पहचान कर एक एक प्रोटेस्टेण्ट को जो बिचारे विवाह की 
खुशी में थे, मारना आरम्भ कर दिया । फिर यह षड़यन्न दूसरी 
जगह भी फेल गया । पेरिस तथा फ्रान्स में सहस्नों लोग कत्ल 
कर दिये गये जिनमें कालिनी भी न बचा। यह सन्‌ १७५७२ का 
सटठ बारथोलोस्यू का प्रसिद्ध क़त्ल है । 

चाल्स ने दूसरे दिन मर्दों, बुड़ों, खी तथा बच्चों के क़त्ल की 
कथाय सुनकर अपने पुराने सजन पारे को एक ओर ले जाकर 
दुःख से कहा--भास्टर एम्ब्नोस पाये ! न जाने, दो तीन दिन से 
मुझे क्या सता रहा है परन्तु मेरे शरीर तथा मन को एक भारी 
धक्का पहुँचा मालूम होता है जैसे में ज्वर से उठा होझँ। मुमे 
प्रतिपल यह माल्म पड़ता है--मुझे नहीं माठ्म कि में सोता हूँ 
या जागता हूँ---कि क़त्ल किये गये लोग अपने लोह से सने हुए 
मुँह उठा कर बार २ मेरी ओर देखते हैं। मेरी इच्छा है कि 
निःसहाय तथा निरपराध लोगों को न मारा जाता, इस भाँति 
अपनी इच्छा के विरुद्ध इस भयंकर कृत्य से घक्का खाकर 
वह १८ माचे को मर गया । 


यूरोप का इतिहास, ८० 


इस भयंकर समाचार को सुनकर स्पेन तथा रोम को छोड़कर 
शेष समस्त यूरोप को बड़ा क्रोध तथा आश्चय हुआ । नीदरलेंड्स 
वालों को भी बड़ा धक्का पहुँचा क्योंकि वे स्पेन के विरुद्ध फ्रांस से 
सहायता की आशा कर रहे थे। फ्रांस के शेप प्रोटेस्टेशट अत्यन्त 
ऋद्ध होकर ग्राणपण से भिड़ गये तथा फ्रान्स में एक नरम दल 
खड़ा हो गया जो धार्मिक सहानुभूति का पक्षपाती था । दूसरे बप 
सन्छि हो गई जिससे प्रोटेस्टेश्ट लोगों को अनेक रियायतें मिलीं । 

तीन हेनरियों का युद्ध--चाल्से नवम के बाद उसका छोटा 
भाई हेनरी तृतीय गद्दी पर बेठा । वह बड़ा आरामतलब राजा था ! 
रानी की पोशाक बनाने ओर अपने बाल सम्हालने में ही इनका 
सब समय खचं होता था। इस तरह बनकर रानी समेत आप बम्धी में 
बेठ कर बाज़ार में निकला करते थे । आप खर्चीले भी ऐसे थे कि 
अपने एक मित्र की शादी में बारह लाख फ्रेंक खचे कर डाल 
जिससे खजाना खाली हो गया। दोनों बड़े भाई फ्रान्सिस तथा 
चारसे नवम॒ पहले ही मर चुके थे, हेनरी के भी कोई पृत्र न 
हुआ । सबसे छोटा भाई एलिन्कन का ड्यूक भी सन. १५८४ में 
मर गया। अब उत्तराधिकारी का प्रशंन सामने आया। सबसे निकट 
तम उत्तराधिकारी नेवार का हेनरी था जो राजवंश की एक शाखा 
में से था परन्तु वह प्रोटेस्टेश्ट था अतः गद्दी पर उसके बेठने की 
सम्भावना देखकर फ्रान्स के केथोलिक लोग बहुत घबड़ाये । 
उन्होंने गाइस हेनरी के नेतृत्व में एक पवित्र सट्ठ ( होली लीग ) 
की स्थापना की, इसी का दूसरा नाम केथोलिक संघ है जिसे सन 
१५७७ में, केथोलिक धर्म की रक्ता. तथा फ्रान्स की गही को 
ओटेस्टेण्ट उत्तराधिकारी से बचाने के उद्देश्य से स्थापित किया, 


८ ९ फास मे बासह कलह 


गया । राजा हेनरी तृतीय यह सोच कर कि इस संघ में शामिल 
होने से उसका बल बढ़ जायगा उसमें सम्मिलित हो गया । 

अब हेनरी तृतीय ने ग्रोटेस्टेण्ट लोगों के विरुद्ध फिर 
कानून बनाये ओर पहले के कानन जिनमें उन्हें धामिक खतंत्रता 
दी गई थी रद्द कर दिये। इससे प्रोटेस्टए्ट लोग बड़े क्रद्ध हा 
गये ओर युद्ध आरम्भ हो गया जो तीन हेनरियों का युद्ध कह- 
लाता है, क्‍योंकि फ्रान्स का राजा हेनरी तृतीय था, कैथोलिक़ संघ 
का नेता हेनरी गाइस था तथा नेवार का राजा भी हेनरी था तथा 
प्रत्येक के पास एक एक अच्छी सेना थी जिसके वे कमाण्डर थे। 

पहली लड़ाई में नेबार के हेनरी ने वीरता से शाही सेना को 
सन्‌ १७८७ में कोट्रा खान पर हरा दिया। परन्तु हेनरी गाइस 
ने एक जमेन सेना को जो द्यजीनाट लोगों की सहायता को 
आई थी, हरा द्या,। इससे गाइस तथा कैथोलिक संघ की सबे- 
प्रियता बहुत बढ़ गई और सब सरदारों ने गाइस को अपना अफ़- 
सर माना ओर जब वह पेरिस नगर में आया तो लोग उसकी 
'जय बोलने लगे । राजा हेनरी तृतीझ ने इस प्रकार केथोलिक संघ 
की प्रतिष्ठा बढ़ती देख कर तथा अपने को बिलकुल निबेल तथा 
संघ के हाथ का खिलोना देखकर हेनरी गाइस को मार डालने 
का विचार किया । सन १०८८ की २३ वीं दिसंबर थी। हेनरी ' 
गाइस भोजन कर रहा था। जब वह उठ कर चलने लगा 
'तो उसने फिर कर देखा कि एक मनुष्य उसके पीछे पीछे 
फिर रहा है | गाइस को देखते ही उसने मट आकर तलवार मार 
दी। एक दूसरे मनुष्य ने गाइस की टॉग पकड़ी, ओरों ने 
'कई तलवारें और मारी, परन्तु फिर भी वह उन सब को घसीट 


ही 


यूरोप का इतिहांस_ हु 


कर राजा के पास तक ले गया । वह उनकी शिकायत करने गया 
था परन्तु राजा ने डसके मुँह में लात मारी और फोरन उसे जलवा 
दिया । इस अम्ानुषिक कृत्य से--यूरोप का इतिहास ऐसे ऋर 
कृत्यों से भरा है--राजा ने गाइस से छुटकारा पाया । इस 
समाचार से सब पेरिस नगर तथा गिर्जों में बड़ा शोक मनाया 
गया। कैथोलिक संघ का पूरा क्रोध हेनरी तृतीय के ऊपर आ 
गया ओर उसे नेवार के हेनरी के पास भागना पड़ा। हेनरी 
तृतीय, नेवार के हेनरी की सेना के साथ पेरिस पर घेरा डाले हुए 
था कि एक छुमेन्ट नामक परडे ने उसके पेट में चाकू घुसेड़ कर उसे 
भी परमधाम पहुँचा दिया। पण्डे की मूतिगिरजों में पूजा के लिये 
स्थापित की गई । इस भाँति हेनरी तृतीय के वंश का*अन्त हो गया। 

इसी वष नीदरलेएडस्‌ में परमा के ड्यूक ने एन्टवर्ष पर 
अधिकार किया, तथा इसी साल एलिज़ाबेथ ने स्काटलेण्ड की 
बहिष्कृत रानी मेरी स्टुअट को मृत्युदरड दिया। एलिज़ाबेथ ने. 
नीद्रलेण्ड्स को सेना भेज कर सहायता दी थी तथा नेबार को 
रुपया भेजकर तथा इसी व॒प्े स्पेन के आरमाडा को--जों मेरी. 
स्टुअट का बदला लेने आया था--ई गलेश्ड द्वारा पराजय प्राप्त हुईं। 

हेनरी वृतीय की झृत्यु के बाद, नेवार के हेनरी ने हेनरी 
चतुर्थ नाम धारण करके फ्रांस की गद्दी पर बेठना चाहा, परन्तु, 
स्पेन तथा केथोलिक संघ ने उसका विरोध किया । स्पेन का फिलिप 
स्वयं ही फ्रान्स का राजा बनना चाहता था, संघ की ओर से एक 
ओर उस्मेदवार था। हेनरी चतु्थ ने आइवरी आदि स्थानों पर 
कई बार विरोधियों को हराया परन्तु संघ शान्त न हुआ क्योंकि' 


हक." 


फ़िलिप उसे सहायता दे रहा था। नेवार के हेनरी ने सोचा कि. 


८३ फ्रांस में घामिक कऊूह 


यदि वह कैथोलिक हो जाय तो प्राय: समस्त फ्रान्स उसे राजा खीकार 
कर लेगा। अन्त में उसने सन्‌ १०९६ में प्रोटेस्टर्येट मत छोड़कर कैथों- 
लिक मत स्वीकार कर लिया । अपनी वीरता से वह सर्वप्रिय हो 
चला था । अब धीरे २ सब प्रान्तों ने उसे अपना राजा साना और 
केथोलिक संघ भी उसका काम पूरा होने के कारण टूट गया। इस भाँति 
फ्रान्स का धार्मिक अह-कलह समाप्त हुआ । बोबेनवंश का हेनरी 
नेवार हेनरी चतुर्थ के नाम से सन्‌ १००९४ में फ्रांस का राजा हुआ ! 
हेनरी चतुर्थ ने १०७ वर्ष तक फ्रान्स सें निविवाद राज्य किया 

ओर देश की बहुत उन्नति की । चालीस वर्ष से देश में अशांति 
थी, धार्मिक द्वेष था, सरदारों में भी वैमनस्थ था तथा कोष: 
आदि की स्थिति भी बहुत बुरी थी । धार्मिक झगड़े दूर करने के 
लिये उसने नान्‍्टेस का आज्ञापत्र' ( एडिक्ट ) निकाल कर प्रोटे 
स्टेण्ट लोगों को शान्त किया और कैथोलिक लोगों को भी बहुत 
सी सुविधायें दीं। इस एडिक्ट के अनुसार शओोटेस्टेण्ट लोगों को 
पूर्ण धार्मिक खतंत्रता मिली, उनके स्कूलों और कालेजों को 
सहायता दी गई ओर उनके मत की पुस्तकें छपना भी गरोर काननी 
न रहा । कानून की दृष्टि में भी दोनों दल बराबर माने गये, सर- 
कारी पद भी दोनों को दिये जाने लगे तथा उनकी पूजा के लिये 
कई शहर नियत कर दिये जहाँ वे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी प्रायेना 
व पूजा आदि कर सकते थे तथा इन शर्तों को स्थिर रखने की 
गारन्टी स्वरूप उन्हें किलों समेत दो सी गाँव दिये गये जहाँ 
पर उनकी सेना रहती थी, जिसका खच्े सरकार देती थी । किलों 
के मिल जाने से पग्रोटेस्टेण्ट लोगों की शक्ति बहुत बढ़ गई जो 
आगे चल कर फिर युद्ध का कारण हुई। यह्‌ एडिक्ट बहुत प्रसिद्ध 


“यूरोप का इतिहास ८ 


तथा महत्वपूण है क्योंकि इसस यूरोप की एक बड़ी शक्ति न न 
मंतवालों के लिये धामिक सहानुभूति तथा बराबरी स्वीकार कर ली | 
फिर उसने सरदारों की शक्ति कम करने के लिये सरकारी 
पद अधिकतर मध्यश्रेणी के लोगों को दिये। अनावश्यक सना तोड़ 
दी गई तथा छूट पाठ कड़ाई के साथ दबा दी गई, राज्य के सब 
ऋशणों को धीरे २ उसने चुका दिया। उसके पहले देश की आर्थिक 
"खिति ब्रहुत बिगड़ी हुईं थी, व्यय आय से अधिक था, इसके लिये 
उसने अपने एक अनुभवी मित्र सली को नियत किया । सली न 
बहुत से अनावश्यक पद तोड़े, पालमेन्ट की जगहें. अधिक रूपया 
देकर परम्परा के लिये खरीद ली गई, कर डगाह ने की प्रथा 
में भी उसने सुधार किया। पुराने किलों, कारखानों तथा 
सड़कों की दुरुस्ती हुई । कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। नये 
बन्दरगाह बनाये गये । उसी के समय में फ्रान्स में रशम के कीड़ा 
का प्रचार हुआ जिससे वहाँ का रेशम का व्यापार भी बढ़ा, नह 
'खोजों के लिये मनुष्य अमेरिका आदि की ओर भेजे गये | इन 
सुधारों से देश सम्रद्धिशाली छो गया । फ्रान्स इसके लिये सली 
'तथा हेनरी चतुर्थ का बहुत कृतज्ञ है । 
उसकी बाहरी नीति यही थी कि पहले अपने राज्य को 
सुदृढ़ बना के, विदेशियों पर अपना प्रभाव डाले। वह स्पेन तथा 
आस्ट्रिया के हैप्सवर्ग वंश को दबाना चाहता था, जमनी के एक 
'झंगड़े को लेकर हेनरी इटली, नीदरलेण्डस तथा उत्तर जर्मनी के 
शाज्यों को हेप्सवर्गों के विरुद्ध अपनी ओर मिला रहा था कि एक 
'बटना ने हेप्सवर्ग वंश को बचा लिया । 
हेनरी चतुर्थ के क़त्ल के लिये सत्रह बार श्रयज्न किया गया 


थक #०५७ कु ५ 
८, फ्रस से धासमक कलह 


तथा अन्त में रेबेलास इस कायें में सफल हुआ। शुक्रवार १४ मई 
सन १६१० को जो फ्रांस के लिय बड़े दुभोग्य तथा शोक का, 
दिन था सुबह दस बजे वह एक सभा में गया। वहां से लौट कर 
वह एक कमरे से आराम कर रहा था कि उसके पुत्र ने आकर 
कहा कि अपने ज्योतिषी जी ऐसा कह रहे है कि राजा के जन्म-- 
दिन के मुहृत के हिसाब से आज के दिन उन्हें बड़ा खतरा है, अब: 
आप सावधान रहें । राजा ने हंस कर जवाब दिया “ज्योतिषी बुड़े 
हैं ओर बातें बनाकर तुम से रुपया लेना चाहते हैं, तुम मूर्ख हो 
जो उनकी बातों में आ गये । हमारे दिन तो परमात्मा के यहाँ से 
गिन हुए हैं ।” पुत्र ने जाकर अपनी माता से यही बात कही और 
उसने गाजा को उस दिन घर से बाहर न निकलने की सलाह दी 
परन्तु राजा ने उसे भी यही उत्तर दिया । 
भोजन के बाद हेनरी चतुझे बिस्तर पर आराम करने लगा, 

परन्तु कुछ बुरे बिचारों के कारण उदास होकर उठ बेठा और 

धर उधर कुछ चल फिर कर फिर लेट गया, फिर उठा और 
नौकर से समय पूछा, नौकर ने उत्तर दिया 'हजर चार बजे हैं 
आज मे सरकार को बहुत उदास देख रहा हूँ, इसलिये कुछ हवा 
खा आइये राजा ने कहा “बहुत अच्छा, मेरी गाड़ी तेयार 
कराओ, सली भी बीमार हें, उन्हें भी देख आऊँगा ।” 

राजा ने कुछ सवार तथा कुछ पेदल लेकर प्रस्थान किया । 

रास्ते में एक तंग गली पड़ी ज़िसमें एक ओर एक शराब की 
गाड़ी खड़ी थी तथा दूसरी ओर घास की । अतः उसकी गाड़ी 
को ठहरना पड़ा, सवार लोग आगे का रास्ता साफ़ करने के लिये 
बढ़ गये । इसी समय एक राक्षस रेवेलाक नामी, बग्घी के पास 


यूरोप का इतिहास का इतिहास -. ८५ 


आया ओर भ्ुक कर एक पेनी छुरी राजा की छाती में भोंक दी। 
राजा चिह्नाया में घांयल कर दिया गया ।! इतने ही में उसने दूसरी 
छुरी मारी जिससे राजा सदा के लिये शान्त हो गया फिर एक 
'छुरी और मारी । किसी सिपाही ने न जान पाया कि मारने 
वाला कौन है, अगर वह राक्षस छुरी फेंक कर भाग जाता तो उसे 
कोई न पकड़ पाता परन्तु अपनी वीरता दिखाने के लिये वह छुरी 

'लिये बहीं खड़ा रहा ओर पकड़ा गया । 
हेनरी प्रसन्न-चित्त तथा सीधे स्वभाव का सनुष्य था | वह 
बहादुर सिपाही तथा चतुर जनरल था। वह प्रजा पर प्रेम रखता 
था तथा सदा उसकी भलाई का प्रयह्ल करता था । उसने एक 
सभा में कहा था कि में एक वक्ता होना चाहता था, परन्तु मुझे एक 
और उच्च पद फ्रांस का पुननिमाता' का दिया गयों है। आप 
जानते हैं कि मैने फ्रांस को बरबाद ही नहीं, परंतु फ्रांसीसियों के 
हाथों से जाता हुआ पाया; परंतु इश्वर की दया, आप लोगों की 
'सलाह्‌ तथा अपने सिपाहियों की वीरता से मैने उसे बचा लिया। 
में आपको इसलिये नहीं बुलाबा कि आप मेरा हाँ में हाँ मिलावें । 
में आपकी सच्ची राय चाहता हूँ। 
प्-+ 

आठवा अध्याय 
तीस वर्षीय युद्ध 

पुराने काल के बहुत से युद्ध आज कल हमें अनावश्यक 
'माद्म होते हैं । अब युरोप के राष्ट्र युद्ध के लिये कितने भी तैयार 
होते हुए भी उससे डरते हैं परंतु उस समय ज़रा ज़रा सी बातों 
:पर शासकों को हठ तथा खाशथे के कारण युद्ध हो जाते थे। 


८७ तीस वर्षीय युद्ध 


यद्यपि इसाई धर्म मैं शांति की बहुत प्रशंसा की गई है तथा युद्ध 
की निंदा, फिर भी युरोप में बहुत से युद्ध केवल घमम का ही बहानो 
लेकर हुए । तीस वर्षीय युद्ध भी ऐसे ही युद्धों में से एक हे । 

यह युद्ध आरम्भ होने से पहले जमनी में शान्ति थी । चाल्से 
पंचम के बाद फर्डिनेशएश प्रथम तथा मेक्सीमिलियन द्वितीय 
सम्राद हुए। उनके समय काल्विन-मत का बहुत प्रचार हुआ। इसी 
समय काउंटर रिफार्मेशन की लहर आई जिससे काल्विन-म्रत की 
उन्नति रुक गई । जीसूट लोगों ने प्रयत्न करके बहुत लोगों को 
फिर प्राचीन केथोलिक धर्म में मिला लिया। सन्‌ १०५७६ में रुडल्फ़ 
द्वितीय सम्राट हुआ जो कैथोलिक सत का पक्षपाती था। अत 
केथोलिकों कां साहस और बढ़ा । निवांचित व्यवस्थापक सभाएओों 
से भी उन्हीं का बहुमत था। उन्होंने डोननवर्ग नगर को , जहाँ ग्रो 
टेस्टेए्ट लोगों की बस्ती बहुत अधिक थी, इसीलिये साम्राज्य की रक्षा 
से बहिष्कृत कर दिया कि वहाँ एक कैथोलिक जरूस का अपमान 
किया गया था। दोनों दलों में मनमुटाव फिर बढ़ा । दक्षिण के 
प्रोटेस्टेशट लोगों ने अपनी रक्ता के लिये ऐक्य! स्थापित कर लिया 
तथा इज्नरॉंड के राजा जेम्स ग्रथम के दामाद फ्रेडरिक, (एलेक्टर 
पेलेटाइन) को अध्यक्ष बनाया । यह देख केथोलिक लोगों ने भी 
बवेरिया के मेक्सीमिलियन के नेतृत्व में केथोलिक सट्ठ/ बनाया । 
इस प्रकार जमनी दो दलों में बँट गया । 

दोनों दलों के मनमुटाव के अतितिक्त इस युद्ध के ओर भी 
कई कारण थे | यह देख चुके हैं कि आग्सबर्ग की सन्धि कई 
स्थानों में दोषयुक्त थी--(देखिये जमेनी में घर्म-संशोधन, अध्याय 
चौथा ) उसके अनुसार राजाओं को अपनी प्रजा के लिये यथेच्छ 


यूरोप का इतिहास. ८८: 


धम चुनने की स्वतश्नता दी गई थी | फल यह हुआ कि राजा 
प्रजा पर उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्म लादने लगे। दूसरे उन 
शर्ता में काल्विन-मत को, जिसका प्रचार बहुत बढ़ गया था, 
स्थान ही नहीं दिया गया था । सन १००२ की जो अवधि नियत 
की गई थी वह भी व्यावहारिक नहीं ह॒इ । ग्रोटस्टंण्ट लोगों ने इसे 
स्वीकार नहीं किया । अतः स्थायी शान्ति न हो सकी । फिर 
जीसूक लोगों के प्रभाव और प्रचार से ग्रोटेस्टेणएट लोग भयभीत 
हुए ओर १६०७ में उन्होंने ऐक्य' स्थापित किया । केथोलिक 
सद्ठ भी बन गया । इस भाँति दोनां दल युद्ध का बहाना ढेंढ़ रहे 
। दो बार युद्ध होते २ बच गया अन्त में सन १६१८ में वह 
आरम्भ हो ही गया । 
बोहेमिया प्रान्त के अधिकांश निवासी प्रोटेस्टेश्ट हो गये थे। 
काडण्टर रिफार्मेशन का वहाँ जोर से प्रचार हुआ पर वे लोग 
नये धर्म पर हृढ़ बने रहे । सम्राद फर्डिनेश्ड द्वितीय जो पूरा 
केथोलिक था सन्‌ १६१७ में सम्राट्‌ हुआ । उसने प्रोटेस्टेएट 
लोगों के विरुद्ध दमन आरम्भ कर दिया। इसी बीच में फडिनेणड के 
इशारे से प्रेग नगर में ग्रोटेस्‍्टेण्ट लोगों का एक गिरजाघर तुड़वा' 
दिया गया | इससे लोग विपरुब के लिये तैयार हो गये । सरदार 
लोगों ने सम्राट, से सम्बन्ध तोड़ दिया ओर फ्रेडरिक एलेक्टर 
पलेटाइन को अपना राजा बनाकर फिर वे शस्त्र लेकर प्रेग के 
किले में घुस आये ओर सरकारी अधिकारियों के एक ऊँची 
खिड़की में से नीचे खाई में पटक दिया। इस प्रकार फ्रेडरिक के 
नेतृत्व स्वीकार करने पर युद्ध आरम्भ हो गया । 
. इस युद्ध का राजनेतिक कारण यह था कि जमनी के सम्राट, 


८९ तीस वर्षीय युद्ध 


सब शक्ति अपने हाथ में करना चाहते थे। इसके लिये जमेनी 
की प्रोटेस्टेश्ट रियासतें शत्रु रूप थी अतः राजा ने कैथोलिकों की 
खहायता से उन्हें कुचलना चाहा । सम्राट की शक्ति अधिक बढ़ने 
के डर से केथोलिक रियासतों ने भी उसे पूरी मदद न दी । 

युद्ध के विभाग--इस युद्ध के चार विभाग किये जाते हैं 
जिनमें क्रमशः पेलेटाइन, डेनमाक, स्वीडन तथा फ्रांस का ग्रभुल्व 
रहा । अतः ये इन्हीं चार देशों के नाम से प्रसिद्ध हैं । यह: युद्ध 
बढ़ कर समस्त यूरोप में व्याप्त हो गया । 

पलेटाइन विभाग आरम्भ से पाँच वष तक समझा जाता है। 
फ्रेडरिक को इज्नल ड, हालेंड आदि से सहायता की बहुत आशा 
थी परंतु वह व्यथ हुई। सम्राट को खब मदद मिली । उसने 
वेवरिया के राजा मेक्सीमीलियन तथा केथोलिक सद्ठ की सहायता 
से ग्राटेस्टए्ट दल पर आक्रमण किया । फ्रडरिक अपनी लापरवाही 
व डर के कारण सन्‌ १६२७ में प्रेग के पास हार गया । जिस 
समय उसके सिपाही उसके लिये मैदान में गिर गिर कर जान दे 
रहे थे, वह क्िले में भोजन कर रहा था। फ्रेडरिक की सेना 
बिलकुल हार गई ओर वह देश से निकाल दिया गया तथा 
ग्रोटेस्टेशट 'ऐक्य' भी टूट गया। उसका राज्य तथा पद मेक्‍्सी- 
मीलियन को दिया गया, विद्रोही दल के अनेक नेता मारे गये 
और उनकी जायदाद जब्त कर ली गई, इस प्रकार बोहेमियाँ में 
आफ्रत आ गई । 

परंतु यह हार तथा आपत्ति भी उनके पुनरुत्थान में सहायक 
हुई । केथोलिक लोगों के, प्रोटेस्टएट धम्मबालों के प्रति अत्याचार 
देखकर रूथर मत के श्ोटेस्टेण्ट भी काल्विन के मतवाले प्रोटस्टेण्टों 

ह्‌ 


यूरोप का इतिहास ०७ : 


से मिल गये । फडिनेए्ड की विजय से आसपास के राजाओं को 


॥ 
| 


भय उत्पन्न हुआ, स्वीडन तथा फ्रांस ने भी भाग लेना चाहा परंतु 
आन्तरिक मगड़ों के कारण उन्हें कुछ काल तक रुकना पड़ा | 
प्रोटेस्टेण्टों की प्राथना पर डेनमाक का राजा क्रिश्चियन चतुण 
उनकी सहायता को आ गया । इंगटोंड ने भी मदद दी । 

सन्‌ १६२४ में डेनमाक के रणज्षेत्र में आ जाने से डनिश 
विभाग आरम्म हुआ। सम्राट फडिनेश्ड की इस विपत्ति के 
समय सें एक नया वीर जनरल उसकी सहायता को आ गया । 
काउण्ट वेलेन्स्टाइन नामक एक सेनिक अफ़सर ने सम्राट से 
प्राथना की कि यदि सम्राद स्वीकार करें तो वह एक बड़ी 
सेना से सम्राट की सहायता कर सकता है। फडिनेश्ड ने उसकी 
ग्राथना सहष स्वीकार की । आस पास के छुटरे लोग फ़ोरन 
वेलेन्स्टाइन के दल में मिल गये ओर उसने उन्हें शीघ्र ही शिक्षित 
बना लिया । वे जहाँ जाते वहीं के लोगों को छूट कर अपनी गुजर 
करते थे। कैथोलिक लीग का इस समय का सबसे प्रसिद्ध जन- 
रल टिली था. । टिली तथा वेलेन्स्टाइन ने मिलकर प्रोटेस्टेग्ट 
लोगों को कइ स्थानों पर हराया । लटर के थुद्ध में हारकर उनका 
दल तितर बितर हो गया तथा उत्तरी यूरोप केथोलिकों के हाथ 
में आया । विजयी सेना डेनमा्क में आगे बढ़ती गई परन्तु १६२५९ 
में स्ट्राल्सेए्ड स्थान पर उसकी प्रगति रोक दी गई । इस नगर के 
चीर लोगों ने शत्रु को समपण करने के बजाय स्वीडन तथा डेन- 
माक की सहायता लेना अधिक पसन्द किया और ५ मास तक 
वीरता से सामना किया । अन्त में. बेलेन्स्टाइन को पीठ दिखानी 
पड़ी | उसकी इस पराजय से क्रिश्चियन का साहस बढ़ा, उसने 


९१ तीस वर्षीय युद्ध 


तैयारी करके फिर युद्ध किया पर हार गया और लुवेक की संधि 
पर हस्ताक्षर करने पड़े जिसके अनुसार भविष्य में ,युद्ध में भाग 
'न लेने पर उसके खोये हुए स्थान मिल गये। वह अलग हो गया | 

विजयोन्मत्त होकर फर्डिनेण्ड ने एक नया कानून बनाया । 
खन्‌ १०७५० में आग्सवर्ग की संधि से जो देश प्रोटेस्टेण्टों को 
दिया गया था, वह उसने उनसे वापस माँगा, इस भाँति १२ 
विशपों के स्थान तथा सो से अधिक आश्रम उनके हाथ से भिकल 
जाते, अतः इससे क्रुद्ध होकर छूथर ओर काल्विन मतवाले फिर 
मिल गये । 

प्रोटेस्टेणट लोगों के भाग्य ने सहारा दिया । वेलेन्स्टाइन की 
सेना ने जर्मनी में उत्पात आरंस कर दिया । उसे धर्म की परवाह 
'न थी। बह छोटे २ राजाओं को दबाकर अपने हाथ में शक्ति 
लेने के लिये युद्ध में शामिल हुआ था। उसकी क्रूरता ने सब 
दलों को असन्तुष्ट कर दिया। इस प्रकार फर्डिनेण्ड को अपने 
एक वीर ओर शक्तिशाली जनरल को अलग होने के लिये कहना 
पड़ा । लोगों को आश्रय में डालकर उसने यह आज्ञा मान ली 
ओर अलग हो गया । 

वेलेन्स्टाइन के अलग होते ही बीस हज़ार शिक्षित सेना 
लेकर स्वीडन का राजा गस्टेवस अडॉल्फस युद्ध में आ गया और 
युद्ध का तीसरा विभाग आरंभ हुआ । गस्टेवस बाल्टिक किनारे 
को अपनाना चाहता था तथा वहाँ से जमेन सम्राद का प्रभाव 
हटाना चाहता था। इसके अतिरिक्त वह कट्टर ग्ोटेस्टेण्ट था । 
जमनी के सहधमियों की कराह सुन कर उसका हृदय पिघल 
“गया और उसने अपने धर्म को जमनी में डूबते समय सहारा 


यूरोप का इतिहास इतिहास ९२ 


देना चाहा । अतः राजनीतिक तथा धामिक दोनों कारणों से 
वह इस युद्ध में सम्मिलित हुआ । 

फरडिनेशड को पहले तो इसकी कुछ चिन्ता न थी। उसने 
कहा कि वह “बफ़ का राजा! (स्वीडन बड़ा ठंडा देश है) दक्षिण 
के गम मुल्क में आते ही पिघल जायगा । परन्तु ठण्डे मुल्कों के 
लोग बड़े वीर तथा साहसी होते हैं । जमनी के प्रोटेस्टेण्ट राजाओं 
ने उसके आने को राजनीतिक समझ कर साथ नहीं दिया अतः 
उसे कुछ दिन ठहरना पड़ा। इसी बीच में टिली के नेतृत्व में 
करैथोलिक लीग की सेना ने माग्देबग नामक प्रोटेस्टेएट नगर पर 
अधिकार कर लिया ओर वहाँ के बीस सहसत्र पुरुष, ख्री तथा 
बच्चों को ऋरता से कत्ल कर डाला और सारा नगर जला दिया | 
इस घटना से समस्त यूरोप विस्मित हो गया और प्रोटेस्टेश्ट लोग 
गस्टेंव्स से मिल गये। अपने देश पर आक्रमण के भय से 
सेक्‍्सनी के एलेक्टर ( जमनी के सम्राट सात मनुष्यों द्वारा चुना 
जाता था जो 'एलेक्टर' कहलाते थे) ने भी उससे सन्धि कर ली । 
इस भाँति बलवान होकर गष्टेवस आगे बढ़ा ओर सन्‌ १६३१ सें 
टिली को त्रीटनफील्ड के रणाज्षेत्र में करारी मात कर दी। अब सब 
प्रदेश का अधिपति वही था। फिर उसने कारेन के ड्यूक को 
हराकर अल्सेस प्रान्त पर अधिकार कर लिया तथा वियाना पर 
धाबा करने की धमकी दी । 

इस नाजुक समय में फर्डिनेए्ड को फिर वेलेन्स्टाइन से सहा- 
यता की याचना करनी पड़ी तथा वह भी कुछ शर्तों पर तैयार हो 
गया जिनके अनुसार उसे सेना के अफ़सर नियत करने तथा 
विजित भूमि को यथेच्छ बाँटने अथवा अपने पास रखने का 


ण्३ू.. तीस वर्षीय युद्ध 


अधिकार था। इसी बीच में फ्रेडरिक आग्सवर्ग में आया जहाँ 
उसका खब स्वागत किया गया | उसने दिली को हरा दिया तथा 
टिली भी उसी युद्ध में मारा गया । गस्टेवस ने नस्मवर्ग स्थान पर 
अधिकार कर लिया था। अब वेलेन्स्टाइन उसकी प्रगति रोकने के 
लिये उस ओर बढ़ा | दोनों अजेय वीर सामने हुए और धावा 
करने के लिये उचित अवसर की बाट में तीन मास तक डेरा डाले 
रहे। दोनों के पास साठ तथा सत्तर हज़ार मनुष्यों की सेनाओं थीं, 
अतः दोनों यह देखते रहे कि देखें शत्रु अपनी सेना को कितने दिलों 
तक खिला सकता है | समस्त यूरोप की आँखें इनकी ओर लगीं 
हुई थीं। अन्त में अन्न समाप्त हो जाने पर पहले गस्टेबस बढ़ा, 
परंतु पीछे हटा दिया गया । फिर वेलेन्स्टाइन सेक्‍्सनी को आर 
बढ़ा । दिन ठंडा तथा अँधेरा था। कुहरे से धोखा खाकर गस्टेंबस 
शत्र सेना के सन्‍्मुख आ गया। अकस्मात्‌ दो गोलियाँ उसके 
आकर लगीं जिनसे घायल होकर वह गिर पड़ा ओर मर गया | 
थह सन्‌ १६३२ का छुटजन का प्रसिद्ध युद्ध है। समस्त यूरोप ने 
उसके लिये आँसू बहाये और उसकी वीर सेना ने क्रुद्ध होकर 
अपने से अधिक वेलेन्स्टाइन की सेना को पीछे हटा दिया । 

गस्टेवस के एक छोटी लड़की थी। उसके मंत्री आक्सनस्टने ने 
उसकी नीति जारी रखी परन्तु दो ही वर्ष बाद उसकी सेना नार- 
डिंगन स्थान पर हराकर जरमनी से भगा दी गई । यह युद्ध भी 
उतने ही महत्त्व का है जितना बीटन्सफ़ील्ड का | उस युद्ध से 
ग्रोटेस्केश्ट धर्म की रक्षा हुईं। इसने कैथोलिक धमम को नष्ट होने से 
बचाया । दक्षिण जमेनी केथोलिक बना रहा | 

अब बेलेन्स्टाइन ने--जो कभी हँसता न था तथा जो अपने 


यूरोप का इतिहास ९. 
सिपाहियों को छूट के लिये अथवा कत्ल के लिये आज्ञा देने के 
लिये ही अपना मुँह खोलता था, समस्त यूरोप का ध्यान अपनी 
ओर आक्ृष्ट किया । उसकी बढ़ी हुई शक्ति से सम्राट को भी 
भय था। अब उस पर यह सन्देह किया गया कि वह ख्य 
सम्राट बनने के लिये शत्रु दल से गुप्त परामश कर रहा है अतः 
सम्राट फडिनेणश्ट ने उसका बल नष्ट करना चाहा | उसके सिपा- 
हियों को लालच देकर अलग किया गया। फिर उसके सब विश्वस्त 
अफ़सरों को एक दावत के लिये बुलाया गया और वहीं उन 
सब को परसधाम पहुँचा दिया गया। फिर १६३४ में सम्राट 
के इशारे से वह भी मार डाला गया। सम्राट ने उसके लिये 
गिरजों में बहुत सी ग्राथनायें कहलाई । 

गस्टेवस तथा वेलेन्स्टाइन के युद्धक्षेत्र स हट जाने के बाद से 
सन्‌ १६३५० से फ्रेंच विभाग का आरम्भ हुआ जो युद्ध के अन्त 
तक चला । इन वर्षों में कोई मनोरंजक बात नहीं हुई । 

नारडिंगन के युद्ध के वाद जमेनी में सम्राठ का अधिकार 
हृढ़ हो गया । अब प्रोटेस्टेशक लोगों को भी कहीं से आशा न थी । 
पड़ोसी फ्रांस धर्म में केथोलिक था परन्तु और कहीं से आशा न 
देख कर उन्होंने फ्रांस की ही शरण ली । सोभाग्य से फ्रांस में 
इस समय भ्रसिद्ध तथा राजनीतिश्ञ मंत्री रिचक्ल का शासन था । 
यदि वह न आता तो दोनों दलों में संधि हो गई होती परन्तु 
जमनी के हेप्सबग वंश को दमन करना, फ्रांस की परम्परा की 
नीति थी अतः रिचल्यू ने सन्‌ १६३० में ग्रोटेस्टेण्ट लोगों का पक्त 
पहण करके सम्राट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | अबं 
यह युद्ध जमनी का आन्तरिक तथा धार्मिक युद्ध न रहा, अब 


(एज तीस' वर्षीय यद्ध' 


यह जमनी के हेप्सबर्ग तथा फ्रांस के बोलोंन वंशों में जम॑नी में 
अमुत्व के लिये युद्ध था । स्पेन जमनी के साथ था । 

. रिचल् ने सेवाय के ड्यूक तथा डच लोगों कौ भी अपनी 
'ओर मिला लिया ओर खीडन भो उसके साथ था| स्वीडन के 
जनरल वरना तथा डच लोगों ने मिलकर सम्राट तथा स्पेन की 
सना को कई बार हराया, इसी समय वरनार्ड मर गया और रिचल्र्‌ 
की नीति से ही पुतंगाल तथा स्पेन में ऋगड़ा हो गया जिससे स्पेन 
को रणज्षेत्र से हटना पड़ा | फ्रांस अकेला समस्तभूमि का शासक 
हो गया ओर उसने नीदरलेण्डस्‌ के कुछ स्थानों पर अपना अधि- 
कार कर लिया । इसी समय रिचल्य्‌ तथा फ्रांस का राजा छुई 
तेरहवाँ भी मरू गया और उसका पुत्र छुई चौदहवाँ गद्दी पर बैठा ।. 
पुराने वीर सेनापति कोन्‍्डी ने सम्राद की सेना को फिर 
हरा दिया । 

सन्‌ १६३७ में फर्डिनेए्ड द्वितीय कीध्मी मृत्यु हो गई और 
फर्डिनेण्ड तृतीय सम्राद्‌ हुआ । संधि की चचा हुईं पर सन्धि न हो 
सकी । अब फ्रांस के जनरल कोन्‍्डी तथा द्यूरेन की सेना ने सम्राद्‌ 
की सेना को फ्रीवग (१६४२ ), नारडिंगन (१६४०) और लेन्स 
( १६४८ ) आदि कई स्थानों पर हराया जिसमें सम्राट की 
अक़ल ठिकाने आ गई ओर उसने फिर सन्धि की ग्रा्ना की 
जिसके फलस्वरूप सन्‌ १६४८ की वेस्टफालिया की असिद्ध सन्धि 
हुई । इससे तीस वर्षीय युद्ध और जमनी के धार्मिक झगड़ों का 
अन्त हुआ, ओर यूरोप का नक्शा बिलकुल बदल गया । यूरोप 
के इतिहास में यह सन्धि बड़े महत्त्व की है। इस सन्धि से धर्म 
संशोधन ( रिफार्मेशन ) का काल समाप्त होता है । 


यूरोप का इतिहास ९६ 
इस सन्धि की प्रधान शर्तें इस प्रकार थीं। धार्मिक--आग्स- 
'बर्ग की सन्धि का अनुमोदन किया गया अथांत्‌ राजकुमारों के 
पास अपने अपने राज्य के लिये धर्म नियत करने का अधिकार 
रहने दिया । परन्तु व्यक्तिगत धार्मिक खतंत्रता नहीं दी गई । 
केथोलिक, छूथर तथा काल्विन आदि सब मतों के लोंगों को 
बराबरी का अधिकार दिया गया, सभाओं आदि में भी उनकी 
संख्या बराबर नियत की गई । भूमि-सम्बन्धी रूगड़ा इस प्रकार 
निबटाया गया कि १६२४ का पहला दिन जांच का दिन! नियत 
किया गया । उस दिन जो भूमि ग्रोटस्टेण्ट लोगों के पास थी 
वह उन्हीं के पास रही तथा जो केथोलिकों के अधिकार में थी 
वह उनकी ही रही | 
देशीय परिवर्तन--केथोलिक धर्म की अपेक्षा साम्राज्य को 
बहुत अधिक ज्ञति पहुँची। जमेनी और भी अधिक विभागों में 
बँट गया । बत्रेडनवग, बेवारिया, सेक्‍्सनी तथा अन्य छोटी रिया- 
सततें जिनकी संख्या साढ़े तीन सो के लगभग थी, पूर्ण स्वतंत्र हो 
गईं; उन्हें आपस में मिलने, लड़ने कगड़ने तथा विदेशों से संधि 
अथवा युद्ध करने का पूरा अधिकार था। फलत: सम्राद का 
अधिकार नाम मात्र को रह गया, जसेनी खतंत्र रियासतों का 
एक ढीला गुट बन गया | जम न राष्ट्र का विचार धूल में मिल 
गया ओर राष्ट्र कहलाने के लिये दो सो वष तक बाट देखनी पड़ी। 
अल्सेस प्रांत तथा मेज़, टोल ओर बडून ( लारेन ग्रांत में ) 
फ्रांस के अधिकार में रहे । अल्सेस हाथ में आने से फ्रांस क॑ लिये 
राइन प्रदेश और जमेनी का दरवाज़ा खुल गया, परन्तु अल्सेस 
का भंगड़ा फ्रांस तथा जमनी में रुक रुक कर अनेक वर्षों तक 


४२७ तीस वर्षीय युद्ध 


चलता रहा; अब भी चल रहा है । सखीडन को ज्रेमेन, वर्डेन के 
नगर तथा पोमरनिया प्रांत का पश्चिमी भाग-#पूर्वी भाग ब्रे डन- 
क्षण को दिया गया ओर पचास लाख क्राउन मिले,' स्वीडन की 
विजय की यह्‌ चरमसीमा थी | इस समय से वह यूरोप की 
बड़ी शक्तियों में गिना जाने लगा ओर बाल्टिक पर भी उसका 
अधिकार हो गया परंतु रूस तथा त्र॑ डनवग ने उसकी उन्नति रोक दी। 

ब्रेडनवर्ग को पश्चिमी पोमरनिया खोने के बदले मेग्डेवरग 
आदि कई स्थान मिले ओर यह जमनी में सब से वड़ा राज्य हो 
गया। यहीं से उसकी उन्नति आरम्भ हुई ओर शीघ्र ही आस्ट्रिया 
को हराकर जमनी में प्रधान हो गया । 

उत्तरी पेलेटिनेट बेवरिया के मेकक्‍्सीमिलियन के पास रहा । 
ण्लेक्टर का पद भी उसी के पास रहा, परंतु फ्रेडरिक (एलेक्टर 
पेलेटाइन) के पुत्र चाल्स छुईं को दक्षिणी पेलेटिनेट देकर आठवाँ 
एलेक्टर बना दिया गया | 

स्वीजरलेए्ड तथा नीद्रलेण्डस्‌ स्वतंत्र घोषित किये गये । 

_ महर्व--इस संधि से यूरोपीय इतिहास का एक विभाग 
समाप्त हो जाता है, धार्मिक झगड़ों का अंत होकर थयुरोप में 
राजनीतिक विघ्ठुवों का युग आरंभ हुआ। राष्ट्र अपना संगठन 
करने और विस्तार बढ़ाने में लगे । युरोप के नक्शे में महान्‌ 
परिवर्तन हुआ । सम्राट तथा स्पेन की शक्ति घटी और उनका 
स्थान फ्रांस तथा त्रेडनवर्ग ने लिया तथा लोगों में धामिक सहा- 
नुभूति के विचार दृढ़ हुए । 

इस प्रकार यह युद्ध धामिक मेगड़ों के कारण आरंभ होकर 
राजनितिक रूप धारण कर समस्त यूरोप में फल गया। जम॑नी 


यूरोप का इतिहास ९८ 
3328, कि 532 453 


हर] 
4, ३74५ 420 पैक 


पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ी । युद्ध तथा अकालों के कारण 
"आबादी तिहाई रह गई अथोत ३ करोड़ से घटकर केवल १ करोड़ 
२० लाख रही । बलिन में २४००० में से केवल चौथाई मनुष्य 
शेष बचे | कृषि, उद्योग , साहित्य, कला, विज्ञान, सदाचार आदि 
सब का हास हुआ ओर सम्राद की शक्ति भी जाती रही । 





नवों अध्याय 


पूर्वी तथा उत्तरी यूरोप 

रूम [ टर्की [--हम देख चुके हैं कि रूम के वत्तेमान राज- 
वंश ( जिसका अंतिम बादशाह अव्दुलमजीदब कमालपाशा 
द्वारा अब राज्यच्युत कर दिया गया है ) की नींव तेरहवीं शताब्दी 
में पड़ी थी। एरतोग़रल नामक एक सरदार ने अंगोरा के पास 
एक लड़ाई में बीरता दिखा कर, सलजक सुलतान से काले सागर 
के पास कुछ भूमि इनाम पाई और मंगोलों तथा यूनानियों को 
हराया । तेरहवीं शताब्दी के अंत में सलजक वंश का अंत होने 
पर ( सलजक वंश में ही भयंकर चंगेज़रबाँ का जन्म हुआ था 
जिसने भारत पर भी आक्रमण करने का विचार किया था ) 
उसके देश पर एरतोग़रल के पुत्र उस्मान ने अपना अधिकार जमा 
लिया ओर बड़ी शीघ्रता से उसे बढ़ाया । तुक लोग उसी को 
पहला सुलतान मानते हैं, उसके बाप को नहीं । 

चौदहवीं शताब्दी के मध्य में तुर्कों ने युरोप में अपना पेर 
जमाया तथा धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाते गये, यहाँ तक कि 
पूर्वी साम्राज्य ( पूर्वी रोमन साम्राज्य ) का अधिकार केवल 


५९५९ पूर्वी तथा उत्तरी यूरोप 


कुस्तुन्तुनिया के ही आस पास कुछ स्थानों पर रह गया । अंत 
में १४०३ में मुहम्मद द्वितीय ने कहुस्तुन्तुनिया को जीतकर 
पूर्वी साम्राज्य का अंत ही कर दिया। उसके नाती सलीम ने 
जो बड़ा भयानक वथा युद्ध-प्रिय था, फ़ारस, शाम (सीरिया) तथा 
मिश्र (इजिप्ट) को भी जीतकर तुक साम्राज्य में सम्मिलित कर 
लिया । मिश्र की जीत से तुर्की के सुलतान खलीफ़ा पंद के भी 
अधिकारी समझे जाने लगे और इस आाँति वे राज्य तथा धर्म 
दोनों ओर से इस्लाम के प्रधान हुए । 

सलीम सन्‌ १०२० में मरा तथा उसका पुत्र सुलेमान गद्दी 
पर बैठा । उसके समय में तुक साम्राज्य उन्नति के सर्वोच्च शिखर 
पर पहुँच गया ॥ १०५२९ में वह ढाई लाख सेना लेकर वियाना में 
गया परन्तु खाने की कमी तथा प्रतिकूल ऋतु के कारण उसे 
लौटना पड़ा। फिर सम्राट चातल्से पश्चम ने उससे सन्धि कर ली। 
तुर्की में सुलेमान का राज्य बहुत उज्बल तथा महलपू्ण समकता 
जाता है । उसने कई नियम बनांकर देश की आन्तरिक दशा को 
सधारा तथा उसके समय में धार्मिक, ओर साहित्यिक उन्नति हुई ।! 
वह स्वयं भी फ़ारसी ओर अरबी में कविता करता था । 

उसके बाद सन्‌ १०६६ में सलीम टितीय बादशाह हुआ। 
उसने साइप्रस द्वीप में अपना अधिकार कर लिया । परन्तु जब 
वह यूरोप की ओर बढ़ा तो आस्ट्रिया के डॉन जॉन के नेतृत्व में 
वेनिस तथा पोप की सम्मिलित सेना ने सन्‌ १०७१ में लीपाण्टो 
की खाड़ी में उसे हरा दिया । इस बड़े युद्ध में उसकी बड़ी क्षति 

। चौरानवे तुक जहाज डुबाये तथा जलाये गये । १३० जहाज 
इंसाइयों ने अपने अधिकार में कर लिये तथा पन्द्रह सहस्न तुक लोग 


धूरोप का इतिहास १०० 


सारे गये । इसके बाद वे लोग कहने लगे कि खुदा ने उन्हें सिफ 
जमीन का राज्य दिया है और समुद्र का राज्य काफ़िरों के लिये 
छोड़ दिया है । 

सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी में इनकी अवनति जारी 
रही । तो भी सन्‌ १६८२ में वज़ीर मुस्तफा ने हेप्सव्ग बंश को 
कुचलने का इरादा किया परन्तु पोलेण्ड के जॉम सोविस्की ने आकर 
उन्हें _वियाना में कटारी मार दी। तुर्कों की बड़ी सेना तितर बितर 
होकर भाग खड्डी हुईं। विजयी सेना ने उनका पीछा किया, इस पर 
वे अपनी स्त्रियों तथा बच्चों को क़त्ल करके यूरोप से भाग आये । 
सोविस्की ने धूमधाम से स्वागत के साथ वियाना में प्रवेश किया 
परन्तु कृतध्न सम्राट_ने उसके सिपाहियों को खाना तक नदिया । 
इसके बाद रूस के विरोध के लिये फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों ने 
तुर्की की मदद की जेसा कि हम आगे पढ़ेंगे । 

स्वीडन ओर डेनमाक---सोलहर्वी शताब्दी में क्रिश्वियन 
ट्वितीय डेनमाक, स्वीडन तथा नारे तीनों का राजा था परन्तु 
इन देशों में एकता अथवा “राष्ट्रीय के भाव न थे ओर उनके 
झगड़े आपस में सदा चलते रहे । कुछ दिन बाद स्वीडन स्वतश्र 
हो गया ओर सोलहवीं शताब्दी के मध्य में वहाँ गम्टेबसवासा 
को गद्दी मिली जिससे यूरोप में एक नये बीर तथा बुद्धिमान 
राज्यवंश का आरम्भ हुआ । गस्टेबस अडाल्फ़स भी इसी वंश 
में हुआ । वह सत्रह वर्ष की अवस्था में ही सैनिक शिक्षण भल्री- 
भाँति पा चुका था तथा राजनीति में भी चतुर था। वह प्रोटेस्टेशट 
मत को चाहता था तथा काव्य और संगीत से भी प्रेम रखता 
था। वह लम्बा ऊँचा, सुन्दर तथा वीर था, जैसा कि हम तीस- 


१०१ नई दुनिया की खोज 


वर्षीय युद्ध में देख चुके हैं। उसके समय में स्वीडन एक शक्ति- 
मान राज्य हो गया और यूरोप के अन्य राजा उसकी सहायताः 
चाहने लगे अतः उसने फ्रांस से सन्धि की । परन्तु स्वीडन की 
उन्नति आसपास के छोटे २ देशों डेनमाके, जमनी, पोलेश्ड, रूस 
आदि को दवाकर हुईं थी अतः ये देश बदला लेने का अवसर 
ताकते रहे । १६९७ में जब एक पन्‍न्द्रह वर्ष का बालक--चाल्से 
बारहवाँ राजा हुआ तो डेनमा्क, पोलेंड और रूस ने मिलकर 
उससे देश छीनना चाहा । परन्तु चाल्स बचपन से ही बड़ा 
लड़ाका था । इस संगठन का समाचार सुनकर उसने डेनमाक 
पहुँच कर वहाँ के राजा को संधि के लिये विवश किया फिर 
झपट कर रूस के पीटर पर धावा मारा ओर हराकर उसे भी 
भगा दिया, फिर पोलेण्ड के राजा आगस्टस को भी हराकर उसने 
यूरोप को चकित कर दिया। 


दसवॉ अध्याय 

नई दुनिया की खोज 
पश्चिमी यूरोप की पाँच जातियों के परिश्रम के फल से ही 
आज हमारा भौतिक ज्ञान इतना अधिक बढ़ गया है | इसका 
प्रथम कारण उनका वीर तथा साहसी होना है। भारतवासी 
लोगों ने समुद्र पार करने का कभी प्रयत्न न किया । वे सागर 
तथा पवतों को अगम्य समझ कर हाथ पर हाथ रखे बठे रहे 
परन्तु पश्चिम के लोग प्रकृति के रहस्य जानने के लिये सदा बड़े 
उत्सुक रहे हैं तथा अपनी जान की परवाह न कर, ऐसे २ कामों 


3 यूरो का सिहारा जे 
यूरोप का इत्तहास १०० 


में हाथ डाला है, जो असंभव सममे जाते थे । भारतवासी अपने 
ही घर में हिमालय की ऊँचाई का पता न लगा सके और उसे 
भी अगम्य समझ कर बठे रहे परन्तु पश्चिमी लोग आज सहस्रनों 
कोसों से उसका पता लगाने आ रहे है | दो बार असफल होकर 
भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और कौन कह सकता है कि 
उन्‍हें सफलता नहीं मिलेगी । वास्तव में रृढ़ता तथा वीरता आदि 
गुणा के कारण ही यूरोप की जातियाँ आज संसार भर में 
अपना अधिकार जमाये हुए हें--अस्तु । 

यूरोपीय लोगों के बाहर निकलने का दूसर्य कारण जेसा 
कि हस देख चुके हैं व्यापारिक था। उन्हें अपना व्यापार बढ़ाने 
के लिये नये देशों तथा नये मार्गों की आवश्यकता थी | तीसरा 
कारण धामिक भी इन्हीं में सम्मिलित हो गया । जब यूरोप में 
धामिक लड़ाइ तथा असहिप्णता फेली तो नये धमवालों को 
ऐसे स्थान को आवश्यकता हुई जहाँ वे अपना धर्म शांतिपूवक 
रक्षणु कर सक, तथा स्वतंत्रतापूवक अपनी पूजा तथा प्राथना 
आदि कर सकें । इन्हीं' कारुणों से नये २ देशों की खोज हुई 
तथा यूरोप सें ज्यों २ धार्मिक अत्याचार बढ़ते गये त्यों ० इन 
नये प्रदेशों की जनसंख्या बढ़ती गई । 

यूरोप के समुद्रों पर क्रमशः इन्हीं पाँच जातियों का ग्राधा- 
नन्‍य रहा । स्पेन तथा पुतंगालवालों का पन्‍्द्रहवीं तथा सोलहवीं 
शताब्दी में, हालेण्ड तथा फ्रान्सवालों का सत्रहवीं और अठा- 
रहवीं से लगा कर अबतक भी है । स्पेन वाले नये देशों का पता 
लग जाने पर पहले पहल उनसे खनिज द्रव्य-सोना और चाँदी 
निकालने के लिये गये थे तथा फिर पुतंगालवाले व्यापार के. 


* 9०३ नहें दुनिया की खोज 


'लिये गये । डच (हालेश्डवाले) लोगों का भी उद्देश्य व्यापारिक 
था तथा अँगरेज़ों का व्यापार तथा कृषि करना था । 

इन खोजों से भौगोलिक ज्ञान बहुत बढ़ा | इस समय से 
पहले एक बड़े से बड़े विद्वान्‌ को जितना भौगोलिक ज्ञान था उसे 
सुनकर आज एक मिडिल क्लास का वच्चा भी हँसेगा । इन देशों 
से व्यापार के साथ २ यूरोपीय देशों की समुद्री सेना भी बढ़ी । 
इससे पहले यूनानी लोग मिश्र और कास्पियन खागर के .रास्ते 
तथा इटलीवाले फ़ारस की खाड़ी के रास्ते से भारत के साथ व्यापार 
करते थे परन्तु अब पश्चिमी सागर व्यापार के प्रधान केन्द्र हुए । 

इन खोजों का आरम्भ पुतंगाल के लोगों ने किया । हेनरी 
नेवीगेटर ( समुद्र का शौक़ अत्याधिक होने के कारण यह राज- 
'कुमार नेवीगेटर अथोत्‌ महछाह कहलाता था ) के समय में इन 
लोगों का ध्यान अफ्रीका की ओर गया और पन्‍्द्रहवीं शताब्दी 
में उस देश के किनारों का बहुत कुछ भाग ढूँढ़ लिया गया।. 
सन्‌ १४८६ में वारथोलोम्यू डिआज अफ्रीका के अन्तिम दक्षिणी 
अन्तरीप पर पहुँच गया। परन्तु *वहाँ तृफ़ान अधिक होने के 
कारण उसने उस स्थान का नाम ही तूफ़ानों का अन्तरीप' 
( केप ऑक स्टोम्से ) रक््खा । परन्तु कुछ लोगों को यह आशा 
हुई कि कदाचित्‌ सारत के रास्ते का पता यहाँ से लग जाथ। अतः 
उसका नाम बदल कर आशा का अन्तरीप' (केप ऑफ़ गुडहोप) 
रक्‍खा गया । डिआज़ को अपने अ्रमण के शुभ परिणाम का 
पता न था तथा भारत का रास्ता खोज निकालने का श्रेय वास्को 
डिगामा नामक एक मछाह को “मिला जो १४८७ में कालीकट 
में पहुँच गया । कुछ मह्ाहों के साथ जहाँ से बह रवाना हुआ 


यूरोप का इतिहास १०१४ 


था वहाँ आज भी एक मठ बना है । उसे मांगे में अनेक कठि- 
नाइयाँ उठानी पड़ी और भारत आने में पूरा एक वर्ष लगा। 
इसी समय एक दूसरी जलसेना ने दक्षिणी अमेरिका में त्राजिल 
का पता लगाया । अब पुतंगाल एक समृद्ध राज्य होगया परन्तु 
थोड़े ही दिन बाद स्पेन ने उसे दबा दिया । 

भारत में पुतंगाल राज्य का संस्थापक अलबुकक समझा 
जाता है । उसने १५०७ में फारस की खाड़ी में उम्रज़ नामक 
स्थान पर अधिकार कर लिया । फ़ारस के राजा के कर 
माँगने पर उसने तोप की ओर इशारा करके कहा कि हमारा 
राजा ऐसे सिक्कों से कर अदा करता है। फिर वह भारत में 
आया और गोआ को अपना केन्द्र बनाकर लंका, मलाया आदि 
द्वीपों में व्यापार बढ़ाया । 

अमेरिका--अमेरिका की खोज इतिहास में एक बड़ी घटना 
 है। सब से पहले यह बात कोलम्बस के ध्यान में आई कि 
हमारी प्रथ्यी के उस ओर एक दृपरा बड़ा भाग है और एक 
ही ओर लगातार चल करू हम वहाँ पहुँच सकते हैं । उसका 
विचार था कि शायद उसी देश को भारत कहते हैं। वह 
स्वीजरलेण्ड के पास जिनोवा का रहने वाला था परन्तु वहाँ के 
लोगों ने उसके विचार सुन कर उसे पागल समझा और उसकी: 
बांतों पर ध्यान न दिया । परन्तु वह अपने विचार पर हृढ़ था। 
उसने पुतंगाल, इंगलेण्ड, फ्रांस, जिनोबा आदि कई देशों करे 
राजाओं से सहायता माँगी परन्तु उसे सफलता न हुई | आठ 
वर्ष बाद स्पेन की रानी आइजाबेला ने उसे जहाज़ तथा धन-जन 
देकर सहायता दी । 


१०५७ नई दुनिया की खोज' 


अक्तूबर सन्‌ १४९२ म॑ वह जहाज लेकर पश्चिम की 
ओर लगातार चलता गया। जब चलते २*बहुत दिन हो गयें 
ओर चारों ओर समुद्र के अतिरिक्त कुछ और दिखाई न दिया 
'तो उसके साथियों ने उसे गालियाँ दीं ओर कहा कि अब 
भी लौट चलो नहीं तो हम तुम्हें समुद्र में फेंकते हैं। परन्तु कोल- 
स्‍्वस का आत्मविश्वास बड़ा प्रबल था । अतः उसने उनसे कुछ 
दिन ओर शान्त रहने की आशर्थना की। अन्त में तेंतीस दिन 
लगातार आगे बढ़ने के बाद उसे सामने प्रथ्वी फेली हुईं दिखाई 
दी । सब मह्ाहों के जान में जान आई । वे लोग वहाँ उतर पड़े 
ओर इधर उधर चकर लगाने लगे। यहाँ की प्रत्येक बात विचित्र थी । 
फिर उसने क्यूंबा आदि और द्वीपों का पता लगाया और इन्हें 
ही भारत के पास के द्वीप समझ कर उनका नाम भारती द्वीप! 
रखा । सात महीने बाद बहुत सा सोना तथा वहाँ के कुछ 
आदमियों को साथ लेकर वह स्पेन वापिस आया तो रानी ने उसका 
बड़ा आदर किया और उसके कार्यों पर आशय प्रकट किया, 
ओर उसे नई दुनिया का वाइसराय,बना दिया । दूसरे वर्ष जाकर 
उसने जमेका द्वीप का पता लगाया । इन खोजों से लोगों का 
उत्साह बहुत बढ़ा । 
१४९८ सें वह तीसरी बार अमण के लिये चला और इस 
बार महाद्वीप की भूमि पर पहुँच गया | परन्तु जब वह १५०४ 
में चौथी बार वहाँ गया तो वहाँ वालों ने उसे आश्रय न दिया | 
वह अपने जहाज में साल भर तक जमैका के आसपास चक्कर 
लगाता रहा । अन्त को दुखी होकर उसने आइज़ाबेला को 
एक करुणापूर्ण पत्र लिखा और अधिक सहायता माँगी । उस 
जज 


यूरोप का इतिहास १०६ 


ने यह भी लिखा “बीस वर्ष तक निरन्तर श्रम करने और 
अपनी जान जोखिम में डालने से मुझे क्या लाभ हुआ ? इस समय 
केस्टाइल ( स्पेन का एक प्रान्त ) में मेरा एक मकान भी नहीं है । 
यदि में खाना, पीना अथवा सोना चाहता हूँ तो वहाँ मुझे सराय 
का ही आश्रय लेना पड़ता है । खच देने को ग्रायः भेरे पास कुछ 
नहीं होता' * *** । परन्तु उसने जितना संसार का उपकार किया, 
स्पेन ने उसके साथ उतनी ही ऋतघ्नता की । जब वह सफ़र से 
लोट कर आया तो सहस्रों लोग उसके दर्शनों को आये परन्तु 
उन्होंने उसे लोहे की बेड्यों से बँधा पाया | उसके द्वारा खोजा 
हुआ महाद्वीप भी उसके नाम से असिद्ध न हुआ | फ्लोरेन्स का 
एक सोदागर अमेरिगो, जिसकी वहाँ पर एक इच्च भी भूमि न 
थी, केवल जिसने वहाँ जाकर कुछ आन्तरिक स्थानों में भ्रमण 
करके अपने को सबसे पहला पता लगाने वाला प्रकट किया, उसी 
के नाम से महाद्वीप का नाम भी अमेरिका पड़ा । कोलम्बस को 
उपकार का यह बदला मिला; परन्तु संसार उसका ऋणी है और 
उसके नाम को कभी भूल नहीं सकता । 

इसी समय पुतंगाल बालों तथा अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका 
का भी पता लगा लिया। वहाँ से सोना लाने के लोभ से बहुत 
लोग वहाँ पहुँचे, परन्तु उन्हें वहाँ घर बसा कर रहना पसन्द न 
था । इनमें से बहुत से अधिक श्रम, मित्र जलवायु तथा वहाँ के 
निवासियों की करता के कारण मर गये । धीरे २ फ़ोरिडा, यूके- 
टन तथा मेक्सिको आदि भी छान डाले गये । 

ये देश बिलकुल ऊजड़ न थे । वहाँ बड़ी. २ बस्तियों थीं तथा 
छोटी २ अनेक रियासतें थीं। उनके ऊपर सम्राट भी थे। ये 


:१०७ नई दुनिया की खोज 
लोग लड़ना खूब जानते थे । स्पेन के सेनापति कोर्टीज़ को इनके 
साथ कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं । उसने इम राजाओं को हरा 
दिया; सम्राट, को क्रेद कर लिया और एक राजा को उसके 
' पुरोहित सहित जलवा दिया । 

इसके बाद मेगेलन नामी मछाह्‌ दक्षिण अमेरिका के छोर 
'पर पहुँचा और उसने सब से पहले प्रथ्वी की परिक्रमा की । 

डच लोगों ने भी खोज में बहुत सहायता दी । धार्मिक्‌ तथा 
व्यापारिक इईंषों के कारण स्पेनवालों ने उन्हें अपने स्थानों से भगा 
दिया, परन्तु इससे भी लाभ ही हुआ । उन लोगों ने पूर्व में खोज 
की और अपनी जल-सेना बढ़ाई जिससे कुछ काल तक हार्लेड 
बहुत बलवान 'रहा । एक फ्रांसीसी जेक कार्टियर ने सेन्ट लारेन्स 
नदी की घाटी का पता लगाया तथा अफ्रिका के पूबे में मैडागास्कर 
नामक एक बड़ा टापू बसाया। अंग्रेज लोग सबके पीछे गये 
परन्तु सब से मीर बन गये । 

इतने पर भी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रान्त छिपा था। एक 
दिन स्पेनवाले जब कुछ सोना तोौद रहे थे तो वहाँ के एक 
निवासी ने उनसे कहा कि यहाँ से दक्षिण में दो दिल के रास्ते पर 
ऐसा देश है जहाँ ऐसा सोना जरा २ से कामों में खर्च किया 
जाता है । दो सिपोही पिंजारों और अस्मेगो वहाँ चल दिये और 
'पता लगाकर पहुँच गये । वास्तव में यहाँ सोना बेहद था। उन्होंने 
इसका लाम पीरू रखा । 

यह भी उस समय एक रियासत थी और यहाँ इंका वंश 
का राजा राज्य करता था ॥ उस वंश का सब से प्रथम पुरुष, जिसने 
वहाँ के नियम तथा नीतिशाखर आदि बनाये, सूर्य का पुत्र बत- 


यूरोप का इतिहास श्व्ट 


लाया जाता था ( कदाचित्‌ भारत के वैबस्वत सनु से ही आशय 
हो क्योंकि भारतवीसी इसी लोक को पाताल लोक कहते थे)। ये 
लोग शिक्षित तथा सभ्य थे । इमारतें बनाने में चतुर थे । सड़कें 
भी थीं। उनका राजा सोने के सिंहासन पर बेठ कर निकला करता 
था। उनका व भी ३६५ दिन का होता था। उस समय के 
राजा का नाम अताहुअल्प था । 

'पिज्ारों ने कुछ घुड़सवार, पेदल तथा बन्दूकें लेकर उन पर 
आक्रमण किया । पिज़ारो ने पहले एक पादरी के बाइबिल की 
पुस्तक देकर राजा अताहुअल्प के पास भेजा । पादरी ने जाकर 
राजा से कहा कि इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसे मानो । 
र्जा ने पुस्तक के लेकर अपने कान से लगाया और जब उसमें 
से कुछ आवाजु न आई तो उसे प्रथ्वी पर फेंक दिया | इसी बहाने 
के लेकर पिजारों ने उन पर आक्रमण कर दिया । वे लोग युद्ध 
जानते थे परन्तु तोप, बन्दूक, घुड़सवार आदि के। देखकर और 
तोपषों की आवाज़ सुनकर वे डर कर भाग गये । राजा. क्रेद कर 
लिया गया परन्तु उसने छुटकारे की प्राथना की और हाथ ऊपर 
को उठा कर बताया कि मैं इसके बदले इतना सोना दूँगा। प्रत्येक 
सवार ने २६०, ग्रत्येक पंदल ने १६० सोने के तथा इससे दस- 
गुने चाँदी के सिक्के लिये। अफ़सरों ने भरपूर धन लिया तथा उस 
में से कुछ सम्राट चाल्स पंचम के पास भी भेजा । परन्तु इतने 
पर भी बाइबिल की क़सम खाकर दयावान वननेवाले इसाइयों ने 
राजा का जीवित न छोड़ा । उससे सब रुपया लेकर उसे भी 
मार डाला । ह 

फिर ये लोग गिनी देश की ओर बढ़े, परन्तु बीच ही में: 


१०९ इंग्लेंड का स्टुअट वंश 


मुखिया सिपाहियों में तकरार हो गई । पिजारो ने अल्मेगो को 
हरा कर क्रेद कर लिया परन्तु पीछे से वह भी* मार डाला गया ।' 
फिर धीरे २ इन प्रदेशों में मिशनरियों द्वारा ईसाई मत का 
प्रचार किया गया और यूरोपीय देशों ने उन्हें आपस में बाँट लिया । 
“--#:४8:%--- 
ग्यारहवां अध्याय 
इड्ञलेए्ड का स्टुअटे बंश 

हेनरी सप्तम ने इंगलेण्ड में व्यूडर वंश स्थापित किया था 
परन्तु एलिज्ञाबेध के बाद उस वंश का काई समीपी उत्तराधि- 
कारी न रहा । अब तक स्काटलेशड को इग्लेड में मिलाने का कइ 
बार प्रयत्न किया गया था, परन्तु स्काटलेण्ड वाले मेल के लिये तैयार 
नहीं थे। इस पर एक राजा ने कहा कि यदि ऐसा है तो इंगलेण्ड 
को ही स्काटलेण्ड से मिल जाना चाहिये। वास्तव में अन्त में बेसा 
ही हुआ । हेनरी सप्तम ने अपनी एक पुत्री मारगरेट का व्याह 
स्काटलैशड के राजकुमार जम्स चतुथ से कर दिया था। इस 
समय वहाँ जेम्स चतुथ की पोती मेरी का पुत्र जेम्स छठवें के नाम 
से राज्य कर रहा था और कोई उत्तराधिकारी न पाकर इंगलेए्ड 
बालों ने भी उसे अपना राजा माना और वह इंगलेण्ड में जेम्स 
प्रथम के नाम से गदी पर बेठा क्‍योंकि यहाँ उस नाम का कोई 
राजा अब तक नहीं हुआ था। दोनों राज्य एक होते हुए भी उनके 
नियम, पालेमेश्ट, शासन-व्यवस्था आदि भिन्न २ ही रहे । 

जेम्स राजनीतिज्ञ नहीं था और तलवार की सूरत देखकर तो 
बह पीला पड़ जाता था | वह अपने स्काटलैण्ड के साथियों से 


यूरोप का इतिहास ११०. 


घिरा रहता था। अतः अँग्रेज़् उससे अग्रसन्न रहे । उसके अति- 
रिक्त जेम्स राजाओं के 'इश्वर-प्रद्य अधिकार! ( डिवाइन राइट 
आफ किंग्स ) का बड़ा पक्षपाती था। जिसका मतलब था कि राजा 
इश्वर का प्रतिनिधि है, उसे इच्छानुसार राज्य करने का पूरा अधि- 
कार है और प्रजा को उसके कार्यों में हस्तज्लेप करने का कोई 
हक़ नहीं है । परन्तु इंगलेण्ड की प्रजा आरम्भ से ही स्वतंत्रता- 
प्रिय म्ही है। वह राजाओं की शक्ति इतनी कभी. नहीं बढ़ने देना 
चाहती जिससे वे अत्याचारी हो सकें। आरंभ से ही उसे राजाओं 
से अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं।' 
अत: बह जेम्स से भी इसी बात पर अप्रसन्न हो गई। इसके अतिरिक्त 
राजा का पालेमेण्ट के बिना पूछे कर उगाहना, केथोलिक लोगों के. 
प्रति सहानुभूति रखना आदि बातें सी लोंगों को पसन्‍्द्‌ न आई और 
इन बातों पर राजां तथा पालिमेण्ट में प्रायः कगड़ा ही होता रहा। 

जेम्स में सब से बड़ा दोष यह था कि प्रजा की इच्छा के 
विरुद्ध भी इंगलेण्ड में कैथोलिक धरम को फिर स्थापित करने का 
सदा प्रयज्ञष करता रहा । उसने केथोलिक लोगों को कुछ रियायतें 
दीं परन्तु वे भी इतने से सन्तुष्ट न हुए और उन्होंने पालियामेण्ट 
भवन के नीचे के हिस्से में बारूद भर कर राजा तथा पालेमेशट- 
दोनों को नष्ट करना चाहा परन्तु उसका पता लग गया और विद्रो- 
हियों को मृत्युदए्ड दिया गया । 

उसकी विदेशी नीति से भी लोग अग्रसन्न थे । व चाहते थे 
कि जेम्स तीस वर्षीय युद्ध में अपने दामाद फ्रेडरिक को सहायता" 
देकर प्रोटेस्टेएट दल की शक्ति बढ़ावे, परन्तु वह चुपचाप रहा । 

१६२५ में उसका पुत्र चार्से गद्दी पर बेंठा । उसने अपने पिता: . 


५ है 9 हल अंश 
& “६ इग्लुंड का स्टुअट वश 


की नीति जारी रक्‍्खी। उसके समय में राजा ओर पालंमेण्ट का' 
भंगड़ा बहुत बढ़ गया । राजा केथोलिकों कए पक्तपाती था ओर 
उसने बकिंघम के ड्यूक को अपना मंत्री बनाया; परंतु प्रजा बकिं- 
'घस के कार्यों से बहुत नाराज़ थी और उसे निकलवाना चाहती 
थी । उसकी रक्षा के लिये चारल्स ने पालंमेश्ट को ही भंग कर 
दिया । फिर उसने यह सममकर कि युद्ध करने से लोगों का 
ध्यान बट जायगा, बकिंघम के नेतृत्व में एक सेना, स्पेन 
को भेजी और एक फ्रांस के प्रोटेस्टेश्ट लोगों की मदद को । 
परन्तु दोनों जगह की सेनाएँ हारीं जिससे कोष खाली हो गया 
ओर प्रजा का अरुन्तोष और भी अधिक बढ़ गया । अब राजा 
को घन के लिये कर लगाने की आवश्यकता हुई; परन्तु कर 
लगाना पालंमेन्ट के अधिकार में था और बिना पाल॑मेन्ट के 
राजा को कोई कर न देता था । अतः उसने पाल॑मेन्ट को फिर 
बुलाया । पालंमेन्ट ने कर स्वीकार करने के पहले कुछ अधिकार 
माँगे । राजा ने उस समय तो उन्हें स्वीकार कर लिया परन्तु 
फिर उनका पालन न किया । अकछ दोनों में पुनः झगड़ा हो गया 
ओर पालमेण्ट फिर भंग कर दी गई । 

इस प्रकार उसने सन्‌ १६२५ में पालेमेण्ट को दूसरी बार 
भंग करके दस वर्ष तक बिना पालंमेन्ट के राज्य किया । इस 
बीच में उसके सलाहकार स्ट्रेफ्ड का ड्यूक तथा केन्टरबरी का 
लाट पादरी लाड--ये दो रहे । राजा ने कई कर लगाये परन्तु 
शीघत्र ही कई लोग कर देने से साफ़ इनकार करने लगे। इसी: 
बीच में चाल्स ने लॉड की बनाई हुईं एक पुस्तक का स्काटलेण्ड 
के गिरजों में श्रचार करना चाहा जिससे वहाँ के पादरियों से; 


यूरोप का इतिहास 90०२ ., 


आगड़ा हो गया। द्रव्य को आवश्यकता हुईं। एक पाल मेन्ट बुला 
कर भंग कर दी गई परन्तु अन्त में फिर 'तंग आकर राजा को 
नवम्बर १६४० में फिर पालंमेन्ट बुलाने की आज्ञा देनी पड़ी । 
यह दीघे पालेमेन्ट कहलाती है. क्‍योंकि यह बहुत दिनों तक 
रही । इसमें ऐसे ही लोगों का बहुमत था जिन्होंने राजा पर 
आज्षेप किये थे अथवा जिन्होंने कर देने से इनकार किया था । 
इससे ,ज्ञात होता है कि राजा कितना अप्रिय हो गया था ! 
इसके नेता जान पिम, जान हेम्पडन तथा ओलिवर क्राम्बेल थे । 
इन्होंने राजा के कर मंत्रियों-स्ट्रेफड तथा लॉड-का क्ध कराया, 
और नियमों में भी परिवर्तन किया। यह प्रजापक्ष की भारी 
विजय थी । स्ट्रंफड के प्राण-दण्ड के बाद लोगों ने हे के मारे 
अपनी टोपियाँ उठा लीं और गिर्जों में घंटे बजे । इस प्रकार अन्त 
में राजा की शक्ति टूट गई । 

परन्तु दुभोग्यवश एक घामिक माड़े पर पालंमेन्ट में स्वयं 
, ही दो दल हो गये । राजा ने विरोधों दल के पाँच नेताओं को 
सभा-भवन सें जाकर गिरफ्शार करना चाहा परन्तु चिड़ियाँ 
उड़ गई । ग्रायः समस्त सभासदों ने विद्रोहियों का साथ दिया । 
इंगलेण्ड दो दलों में बट गया | एक राजा का दल तथा दूसरा 
पालंसेन्ट का दल । विश्वविद्यालय तथा छात्र राजा की ही ओर 
रहे और अधिकांश सरदार भी उसी की ओर थे । परन्तु सेना 
'का एक बड़ा भाग दूसरी हो गया । १६४२ में युद्ध आरम्भ हो 
गया । पहले राजा की जीत रही । उसके भतीजे रूपट ने बड़ी 
वीरता दिखाई, परन्तु पालमेन्ट को इस समय एक सुयोग्य 
लेता और सेनापति मिल गया । यह सुप्रसिद्ध ओलिवर क्राम्बेल 


यूरोप का इतिहाज्लन १५४ . 


| हालेण्ड बालों ने इस समय अपना सब ध्यान व्यापार की ओर 

'लगा दिया था ।* विलियम के आरेंज वंश के समय के युद्ध- 
प्रियता के दिन जाते हुए दिखाई दे रहे थे । सन्‌ १६७० में वहाँ 
विलियम द्वितीय के मरने पर डी लिट के नेठत्व में प्रज्ञातंत्र- 
वादियों ने राज्य-प्रथा का अन्त घोषित कर दिया था। बच्चा 
विलियम तृतीय का शत्रुओं के हाथ में पोषण हुआ। हालेण्ड 
ने व्यापार में खूब वृद्धि कर ली थी। क्राम्वेल ने समुद्र पर से 
उनका एकाधिपत्य हटाने के लिये एक नया नियम बनाया जिसके 
अनुसार अंग्रेज़ लोग उनके जहाजों को बीच में रोक कर तलाशी 
ले सकते थे । इसपर उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। परन्तु 
उनकी सेना प्राय: अत्येक जगह हारी। अंग्रजीं ने उनके न्‍्यू- 
एम्सटडेम ( अमेरिका में ) नामक स्थान पर अधिकार कर लिया 

. और उसका नाम न्यूयाक रखा । अन्त में डच लोगों ने पराजय 
स्वीकार कर ली और हरजाना देकर १६६७ में संधि कर ली । अब 
उसने यह सोचा कि फ्रांस तथा स्पेन में से किसको मित्र बनाना" 
चाहिये । इस समय इन दवनों देशों में कगड़ा चल रहा था। 
पहले उसने स्पेन से संधि करनी चाही परन्तु वहाँ वालों ने अपने 
उपनिवेशों में अंगरेजों को व्यापार करने की आज्ञा नहीं दी । 
अतः उसने फ्रांस से मिलकर डंकक ओर जमेका द्वीप स्पेन वालों 
के हाथ से छीन लिये और सेवाय में प्रोटेस्टेएट लोगों का सताया: 
जाना भी बन्द कराया । 

राजत्व का पुनरुत्थधान--१६५८ में क्राम्बेल की मृत्यु हुई 

ओर उसका पुत्र रिचाड क्राम्वेल सुंसक्षक बनाया गया परन्तु वह 
पिता के समान चतुर तथा शासन-कार्य में योग्य न था। अतः. 


११७ इंग्लैण्ड का स्टुअ्ट वंश 


राज्य में अव्यवस्था फेल गई । पालेमेन्ट तथा सेना में झगड़ा हो 
गया ओर सेना ने पालंमेन्ट को भंग कर दिय! परन्तु लोगों ने | 
सेना के अधीन रहना पसन्द न किया । स्वेत्र अराजकता फैलने 
लगी । इस समय जनरल मोंक ने, जो क्राम्बेल के साथ का था 
तथा स्काटलेण्ड की सेना का अफ़सर था, एक नई पालेमेन्ट 
बुलाने की घोषणा की जो सेना के अधीन न हो | १६६० में यह 
पालेमेन्ट इकट्ठी हुई। देश की अव्यवस्था दूर करने का उसे एक ही 
उपाय सूका कि राजा को फिर बुलाया जाय । चास्‍से ग्रथम के 
सृत्युदशड से लोगों की उसके प्रति घृणा जाती रही थी ओर वे 
सममभने लगे थे कि राजा को उचित से अधिक दश्ड मिला। अतः 
पालंमेन्ट के नये" संगठन के अनुसार राजत्व की पुनः स्थापना 
की गई ओर चाल्स प्रथम के पुत्र चार्स छ्वितीय को फिर राज्य . 
करने के लिये बुलाया। लोगों की उसके ग्रति सहानुभूति थी । 
अतः: उसका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया | 

चाल्स द्वितीय राजा हो गया परन्तु उसने अपनी परम्परा 
की नीति न छोड़ी। उसने पिता के राज्य से शिक्षा ग्रहण नहीं की | 
फिर बुलाये जाने का अर्थ उसने यह लगाया कि अंगरेज़ लोग 
उसके बिना राज्य नहीं कर सकते । अतः उसने अपने वंश की 
पुरानी नीति से काम लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अस- 
न्तोष फिर बढ़ गया ओर उसका भाई फिर राज्य से निकाल दिया 
गया । चाल्स ट्वितीय व्यसनी तथा आरामतलब राजा था। 
उसका सुख्य उद्देश्य इंगलेण्ड में कैथोलिक घर तथा राजकीय : 
सत्ता को फिर स्थापित करना था । 

पालमेण्ट ने इंगलिश गिरजे के धर्म की फिर स्थापना की : 


यूरोप का इतिहास ११५६ . 


ओर अन्य धर्मावलम्बियों के विरुद्ध नियम बनाये। चारस केथो- 
'लिक लोगों के लिये पूर्ण धार्मिक स्वतश्न॒ता चाहता था, परन्तु 
पहले २ वह पालमेंट का विरोध करने में कुछ डरा और उसने 
एक उपाय सोचा । उसने एक नियम बनाकर सभी भिन्न र 
 धर्मोबलम्बियों को धारमिक स्वतन्नता दे दी तथा जो कर उनस 
लिया जाता था वह भी बन्द कर दिया। परंतु देश केथोलिक 
धरम के विरुद्ध हो रहा था | वह इस नीति के समझ गया और 
चारों ओर से इस नियम के विरुद्ध ऐसी आवाज डटाई कि 
राजा का वह नियम रद्द करना पड़ा । अब लोगों के यह सन्देह 
- होने लगा कि राजा पोष से मिलकर एक पड़्यश्न रच रहा है । 
चार्स के काई पुत्र न था। अतः अपने पीछे वह अपने भाई जेम्स 
के गद्दी पर बिठाना चाहता था, परंतु वह केथोलिक था। अतः 
प्रजा उसके विरुद्ध थी । उसे छत्तराधिकार से रोकने के लिये 
' पालेमेंट ने एक नियम बनाया। इस पर राजा ने पालमेंट का 
तोड़कर स्वतश्न राज्य आरम्भ कर दिया । 

व्यसनी होने के कारण«»उसे धन की आवश्यकता रहती थी 
ओर फ्रांस का राजा छुई चोदहवाँ उसे धन दिया करता था। अतः 
' बह विदेशी नीति में चाल्स छुई के अधीन रहता था। लछुइ न 
अपने पड़ोसी राज्यों को हड़पने के लिए ही चाल्स को मित्र बनाया 
था जिससे इंगलैएड उत्त देशों को सहायता न दे सके | इस 
- समय अंग्रेज लोग हालेर्ड से तो असन्न थे, परन्तु फ्रान्स से 
अप्रसन्न थे | अतः छुईं ने चाल्स से डोवर स्थान में एक गुप्त 
“संधि की जिसका मतलब यह्‌ था कि चाल्स डच लोगों के 
“बिरुद्ध फ्रांस की सहायता करेगा और यदि इससे चिद् कर 


१५७ हग्छेपड का स्टुअट वंश 


अंभरेज लोग चाह्स को निकाल दें तो छुई सेना से चास्से की सहा- 
यता करे । छई ने हालेश्ड पर आक्रमण किया और चाल्से के 
कारण इंगलेण्ड को भी उसमें सम्मिलित होना पड़ा। डच लोगों 
की वीरता के कारण लोगों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की ओर चाल्स 
को उनसे संधि करनी पड़ी । अकेले रह जाने के कारण अन्त में 
१६७८ में छुई ने भी उनसे नीम्बेगन स्थान पर संधि कर ली | 

चाल्से द्वितीय १६८० में मरा और उसका भाई जेम्स 
द्वितीय राजा हुआ । वह कट्टर केथोलिक तथा राजाओं के इश्वर- 
प्रदत्त अधिकार का बड़ा पक्तपाती था। वह भी इंगलेण्ड में 
केथोलिक धम का ग्रचार चाहता था । अतः उससे और पालमेण्ट 
से कई बार झगड़ा हुआ । जेम्स ने केथोलिक लोगों के विरुद्ध 
विधानों ( कानूनों ) को रोक दिया और उन्हें बड़ी २ जगहों पर 
नियत किया । उसने पालंमेश्ट से लड़ने के लिये एक सेना भी 
तैयार कर ली परन्तु लोग यह समझ कर शान्त रहे कि जेम्स के 
कोई पुत्र तो है ही नहीं, उसी की ज़िन्दगी तक यह झगड़ा है। 
उसकी एक पुत्री मेरी थी जो प्रोदेस्‍्टेण्ट थी और हालेग्ड के 
विलियम तृतीय को व्याही गई थी । परन्तु इसी समय लोग इस 
समाचार को सुन कर बड़े आश्चय में पड़े कि जेम्स के पुत्र हुआ 
है। अब उन्होंने विलियम को इंगलेड में राज्य करने के लिये 
निमंत्रण भेजा । 

निमंत्रण पाकर विलियम १६८८ में इंगलेण्ड में उतरा। सब 
प्रजा ने सहष उसका साथ दिया। निराश होकर जेम्स फ्रांस में 
भाग गया । एक पालंमेण्ट जुड़ी जिसने रिक्त सिंहासन पर विलि- 
यस और मेरी दोनों को बेठाया । इस भाँति पालेमेएट और राजा 


यूरोप का इतिहास ११८ 


के लंबे कगढ़े का अन्त हुआ। पालमेण्ट की विजय रही। पालंमेण्ट 
ने अपने अधिकारु ओर बढ़ा लिये । 

यह्‌ प्रसिद्ध घटना रक्त-राहित क्रान्ति कहलाती हैं और बहुत 
- महत्वपूर्ण है। विलियम के समय में अंग्रेजों को तीसरा बड़ा 
अधिकार-पत्र मिला जिससे ग्रजा के अधिकार बहुत बढ़े | 





बारहवों अध्याय 
फ्रान्स की उन्नति 

फ्रान्स का इतिहास बड़ा आश्रयजनक है । एक समय वह 
यूरोप का सब से प्रबल राष्ट्र रह चुका है। उस समय सम्राट 
शालमेन का जमाना याद आता था। यह उन्नति, जैसा कि हम 
आगे देखेंगे, छुई्टे चोदहवें के समय में दो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों की 

नीति के कारण हुई । 
चाहस सप्तम तथा लुई ग्यारहवें ने फ्रांस की उन्नति के लिये 
प्रयन्न किये थे ओर अपने देश का अभाव बढ़ाने के लिये स्पेन से 
ड्राई भी की परन्तु असल में फ्रांस की उन्नति का आरम्भ हेनरी 
चतुर्थ के समय से सममा जाता है । हेनरी की सृत्यु के बाद 
सन्‌ १६१० में उसका पुत्र छुई्टे तेरहवाँ गद्दी पर बैठा । परन्तु 
वह अभी बालक था । अतः उसकी माता मेडिसी की मेरी 
संरक्षिका नियत हुईं । उसने अपने पति की नीति को बदल 
दिया । उसने प्रोटेस्टेश्ट लोगों का साथ छोड़ दिया और अपने 
परम्परा के शत्र स्पेन से सन्धि की। उसका विचार ऋस तथा 
: स्पेन में वैवाहिक सस्थन्ध स्थापित करके दोनों को एक में मिलाना 


११९ क्रॉस को उन्नांत 


था | अतः उसने लुई तेरहवें का विवाह स्पेन के फ़िलिप तृतीय की 
पुत्री एँन से करा दिया । 

सन्‌ १६२४ में छुई ने राजकाज अपने हाथ में लेकर रिचल्धू 
नामक गिजें के एक प्रधान अधिकारी को अपना ग्रधान मंत्री नियत 
किया । इसी समय से फ्रांस में एक नया युग उपस्थित हो गया । 

रिचल्यू फ्रांस का सब से बड़ा राजनीतिज्ञ सममा जाता है | 
'सैनिक ज्ञान भी वह अच्छा रखता था ओर अपने सिपाहियों को 
सदा समय पर तनख्वाहू, गरम कपड़े, अच्छा भोजन और ठहरने 
के लिये स्थान देकर सन्तुष्ट' तथा प्रसन्न रखता था। अधिकार 
ग्राप्त करते ही उसने अपने आप को फ्रांस की उन्नति में लगा दिया 
तथा १८ बष तक वह एक प्रकार से फ्रांस का राजा रहा | 

रिचल्यू की नीति के प्रधान उद्देश्य दो थे--पहले बह राजा 
की शक्ति को बढ़ाकर निरंकुश शासन करके फ्रांस में एकता 
स्थापित करना चाहता था तथा दूसरे फ्रांस को यूरोप में स्व 
अ्रधान बनाना चाहता था । 

पहले उद्देश को सफल करने में.कई बाधाएँ थी । प्रोटेस्टेए्ट 
लोगों के पास कई खतंत्र किले तथा सेना होने के कारण वे बलवान 
हो गये थे। सरदार लोग भी प्रबल तथा निडर थे, फिर ग्रति- 
निधि सभाओं को भी थोड़े बहुत राजनीतिक अधिकार थे । इन 
सब के होते हुए रिचल्म्‌ अपनी नीति को कायोन्वित नहीं कर 
सकता था | अत: उसने पहले इन्हीं से निपट लेना चाहा । 

प्रोटेस्टेशट लोगों के धरम से तो रिचरू को कोई चिढ़ नथी । 
वह उनसे केवल वह शक्ति छीनना चाहता था जो नान्‍्टीस की 
एडिक्ट' के अनुसार उन्हें मिली थी | उसने इसी उद्देश्य से उनके 


सॉफि_ रे 
दा 
ड्र्र 


यूरोप का इतिहए्स 
किलों पर कई बार आक्रमण किया और अन्त में सन्‌ १६२८ + 
उनके मुख्य केन्द्र “ला रशेल' के दुर्ग पर भी आक्रमण कर दिया । 
ग्रोटेस्टेशट लोग बड़ी वीरता से लड़े परन्तु हार गये । अंग्रेजों 
की सेना भी सहायता को आई परन्तु वह भी भगा दी गई । इस 
प्रकार उसने उनके सब दुगे तथा राजनेतिक अधिकार छीज 
लिये परन्तु उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी और क़ानून में भी समा- 
नता, प्रदान की । उसका उद्देश्य केवल इतना ही था जिसे उसने 
पूरा कर लिया । 

अब उसने सरदारों की ओर ध्यान दिया। यह देख सरदारों' 
ने पड़यंत्र रचना आरंभ किया परन्तु रिचलद्धू ने उन सब का पता 
लगा लिया और इस बहाने से उन्हें कड़े दशड दिये । बहतों को 
फ़ॉँसी भी दो गई । 

अब तक गाँवों में भी सरदारों को बहुत स अधिकार रहते 
थे परन्तु रिचल््‌ ने अब फ्रांस को कइ भागों में बांट कर सरकारी 
हाकिम--जो इशण्टेण्डेशट कहलाते थे--नियत किये । इन्हें अपने 
जिले के वैसे ही अधिकार भरे जेसे आजकल कलक्टरों को होते 
हैं । इस प्रकार सरदारों की शक्ति बिलकुल कम हो गई क्योंकि 
ये नये हाकिम ग्राय: मध्यश्रेणी के लोगों में से चुने जाते थे 
ओर राजा से सीधा सम्बन्ध रहने के कारण उसके अधीन रहते 
थे। इस भाँति शक्ति केन्द्रित हो गई । फिर उसने बड़ी प्रतिनिधि 
सभा--स्टेट्स जनरल---को भी बुलाना बन्द कर दिया और इस 
भाँति सारी शक्ति अपने हएथों में कर ली । 

बाहरी नीति में उसने हेनरी चतुथ का अनुकरण किया 
अथात्‌ बह हेप्सवर्ग वंश से यूरोप की प्रधानता छीन कर अपने 


१२१ ० फ्रान्स को नीति 


हाथ में करना चाहता था तथा फ्रांस की सीमा बढ़ाना चाहता 
था । तीस वर्षीय युद्ध ने इसके लिये अवसर भी अच्छा उपस्थित 
कर दिया था। यहाँ उसकी नीति देखने योग्य है। उसने फ्रांस 
में प्रोटेस्टेण्ट लोगों को दबाया और उनसे सारी शक्ति छीन ली 
परन्तु तीस वर्षीय युद्ध में उसने जमेनी के ्रोटेस्टेण्ट लोगों की 
सहायता की । इसका कारण यह था कि वह जमनी को बिखरा 
हुआ तथा ग्रहकलह से निबल बनाना चाहता था। तीस वर्षीय 
युद्ध जमनी के कैथोलिक तथा ग्रोटेस्टेश्ट लोगों का धार्मिक झगड़ा 
था परन्तु जमेनी की शक्ति कम करने के लिये उसने ग्रोटेस्टेश्ट 
लोगों को धन तथा सेना भेज कर सहायता दी। यद्यपि वह अपनी 
नीति को अपने जीवनकाल में सफल होते न देख पाया तथापि 
उसके उत्तराधिकारियों के समय में उसका उद्देश पूण सफल 
हुआ । हेप्सवर्ग वंश की दोनों शाखायें आस्ट्रिया तथा स्पेन 
( देखो सम्राट चाल्स पंचम तथा उसके बाद का इतिहास ) 
दब गई तथा फ्रांस को प्रधानता प्राप्त हुई । 

रिचल् ने फ्रांस में राजा की शक्ति दृढ़ कर दी तथा यूरोप 
में फ्रांस को प्रधान बना दिया । परन्तु वह निरंकुश शासन का 
संस्थापक नहीं है । फ्रांस के राजा सैकड़ों वर्षों से वही प्रयत्न 
करते रहे थे। यद्यपि रिचल्मू ने उसे पूरा किया परन्तु उसके 
उत्तराधिकारियों ने उस शक्ति का उचित उपयोग न किया और 
अन्त में यही राज्यक्रान्ति का कारण हुआ । 

सत्रहवीं शताब्दी के लोग फ्रांस में वेध शासन स्थापित करना 
नहीं चाहते थे | अतः रिचिल्ट ने राजा की शक्ति रृढद करने में ही 
अपनी सब शक्ति लगा दी। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय एकता तथा 

कक 


यूरोप का इतिहाधय श्य्र्‌. 


शांति स्थापित की । उसने फ्रांस की जलसेना की भी. नींव डाली 
तथा उपनिवेश बसाने का भी प्रयत्न किया तथा सभायें स्थापित 
करके साहित्य को उत्तेजना दी । उसने धामिक प्रधान की हैसियत 
से मंत्रित्त ग्रहण किया परन्तु उसके कामों से प्रत्यक्ष है कि घम 
के बजाय राजनीति में ही वह अधिक चतुर था। सन्‌ १६४२ में 
उसकी रूत्यु से यूरोप को खतंत्रता की हवा मिली । 

“ मेजयरीन--दूसरे वर्ष छुई तेरहवाँ भी मर गया । उसका पुत्र 
लुई चौदहवाँ भी बालक था अतः उसकी माता एक संरक्षिका 
नियत हुई ओर उसने इटली के एक धार्मिक प्रधान ( कार्डिनल ) 
मेज़रीन को मंत्री नियत किया। उसने रिचल्ू की अधीनता में 
काम किया था ओर रिचलू उसकी सिफारिश भी कर गया था । 
उसने रिचल्त्‌ू की नीति को जारी रखा ओर उसकी बुड्धिि के 
कारण उसे अन्त में पूर्ण सफलता मिली । उसका आन्तरिक 
प्रबन्ध अच्छा न था तथा विदेशी होने के कारण सरदार लोग 
उससे घृणा करते थे जिसका परिणाम फ्रोन्डी नामक विद्रोह हुआ । 

यह विद्रोह पेरिस की” पालं॑मेन्ट द्वारा आरम्भ किया गया 
परन्तु अन्त में यह सरदारों तथा राजा के बीच का मेगड़ा रह 
गया जिसका उद्देश्य सरदारों का फिर बल प्राप्त करने का 
ग्रयन्न था । एक नया कर लगाने के कारण पालेंमेन्ट मेजरीन 
से बिगड़ गई थी तथा और भी बहुत लोग असन्तुष्ट हो गये 
थे। सरदारों ने अवसर पाकर पालेमेन्ट का पक्ष लिया और 
इस प्रकार लड़ाई आरम्भ हो गई । इस पेरिस की पालेमेश्ट 
का संगठन विचित्र था। इसके मेम्बर न जनता द्वारा चुने 
जाते थे, न राजा द्वारा नियत किये जाते थे, किन्तु कुछ लोगों 


श्र३ फ्रांस की नीति 


ने रुपया देकर जगहें खरीद लीं थीं और कुछ अपने बाप की 
जगह बंठे थे। इसका काम न्याय करना था परन्तु,यह नियम 
बनाने का काम भी अपने हाथ में लेना चाहती थी। इसी 
लिये उसने झगड़ा आरंभ किया। परन्तु इन लोगों में फूट 
होने के कारण मेज़रीन की विजय हुई। ओर राजा की शक्ति 
अब और अधिक बढ़ गई । फ्रॉन्डी फ्रेंच भाषा में बच्चों के खेलने 
की गुलेल को कहते हैं। यह लड़ाई भी बच्चों की सी थी अतःउसे 
यह नाम मिला । इसका नेता फ्रोण्डी का राजकुमार था जिसने 
स्पेन की सेना को हराया था । फ्रोण्डी के गिरफ़्तार किये जाने 
पर जनता ने बहुत विरोध किया । अतः राजा को उसे छोड़ देना 
पड़ा ओर सेज़रीन को देश से बाहर निकाल देना पड़ा । फ्रोग्डी 
राजा की शक्ति को कम करने का अन्तिम प्रयत्न था परन्तु 
पालेमेन्ट में सट्ठठन न होने से, तथा उसे प्रजा के नेतृत्व का 
अधिकार न होने से ( क्‍योंकि वह प्रतिनिधि सभा नहीं थी ) 
ओर द्वेषी सरदारों तथा कुछ दुश्वरित्र युवक ओर युवतियों के 
अतिरिक्त किसी का बल न होने से यह विद्रोह असफल हुआ | 
'तथा एक शताब्दी तक पालमेण्ट को सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप 
करने का कुछ भी अधिकार न रहा । उसका काम केवल राजा 
की आज्ञाओं को रजिस्टर में दर्ज करना रह गया । 

मेजरीन ने सब से अधिक चतुरता विदेशी नीति में दिखाई। 
तीस वर्षीय युद्ध के अन्तिम दिलों में उसने फ्रांस को सफलता 
पूनेंक जिताया तथा वेस्टफ़ालिया की संधि से आस्ट्रिया को 
बिलकुल निबल बना दिया । 

सन्‌ १६०१ में उसने स्पेन के विरुद्ध इंगलेण्ड के ऋम्वेल से 


यूरोप का इतिहास १२४ 


मेल किया और सन्‌ १६५०५ में पेरेनीज़ की सन्धि हुई जिससे 
आर्टोय, फ्लेग्डस आदि कई देश फ्रांस को मिले। इस भाँति हेप्स- 
वर्ग वंश की दोनों शाखायें निबेल हो गईं और उनका स्थान 
फ्रांस को मिला । 

इस भाँति आस्ट्रिया, स्पेन तथा फ्रांस के सरदारों को दबाकर 
तथा बहुतसा धन संग्रह करके सन्‌ १६६१ में मेजरीन मर गया। 

* लुई चोद्हवॉ--बाप की मृत्यु के समय चोदहवाँ लुई छः: 

वर्ष का था अतः मेज़रीन सब प्रबन्ध करता रहा | मेज़रीन की 
मृत्यु के बाद चौबीस वर्ष की आयु में उसने राज्य-भार स्वयं ग्रहण 
किया और सन्‌ १७१५ ई० तक राज्य किया और फ्रांस को 
यूरोप में सबसे अधिक शक्तिमान तथा यूरोप के राजाओं के लिये 
आदरश बना दिया | अब तक बहुत दिनों से फ्रांस में मंत्रियों का 
हाथ ही प्रधान था परंतु वह सब शक्ति अपने हाथ में रखने का 
पक्तपाती था । वह न वीर था और न बड़ा राजनीतिज्ञ पर॑तु इति- 
हास में उसका एक विशेष स्थान है. क्‍योंकि वह निरंकुश राजा 
था ओर यूरोप के राजा उसे आदर्श सममते थे कि राजा ऐसा 
ही होना चाहिये । 

वह बड़ा परिश्रमी था। प्राय: आठ घंटे तक प्रतिदिन दरबार 
में बेठा करता था | सब मंत्रियों की भिन्न २ रायों को सुनता 
था परंतु करता अपने सन की था। बह मंत्रियों को केवल अपना 
कुक समझता था ओर अपनी नीति पर उनके आज्ञिप सहन नहीं 
कर सकता था । मंत्रियों का काम केवल उसकी आज्ञा का पालन 
करना था। उसका द्रबार बड़ा शानदार था तथा उसे चित्रकला, 
साहित्य, शिल्प आदि का शौक था | 


9२७ ' फ्रांस की नीति 


लुईं चौदहवें ने पहले आन्तरिक सुधारों की ओर ध्यान 
दिया । इस कार्य में उसे कोलवर्ट नामक मंत्री ने बड़ी सहायता . 
दी । कोलवट के समान चतुर तथा राजभक्त मंत्री फ्रांस को कभी 
'सहीं मिला। वह बड़ा परिश्रमी था | वह बाईस वर्ष तक फ्रांस का 
अ्थमंत्री ( फाइनेन्स मिनिस्टर ) रहा तथा अपने परिश्रम से 
आश्रयंजनक आशिक उन्नति करके दिखा दी । उसके पहले कर 
आदि का प्रबन्ध बहुत बिगड़ रहा था। कर अधिक था पदनन्‍्तु 
फिर भी उसका बहुत थोड़ा हिस्सा राजकोय कोष मे पहुंच पाता 
था । अर्थात्‌ साढ़े आठ करोड़ में से पाँच करोड़ से अधिक द्रव्य 
मंत्रियों की जेबों में पहुँचता था। कोलबट ने इसकी पूरी जाँच 
करके प्रबन्ध ठीक किया ओर बेइमानों को कड़ा दण्ड दिया 
'जिससे शीघ्र ही राज्य को भारी बचत हो निकली 

वह इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ। अब उसने देश की सम्पत्ति 
को बढाने के और भी उपाय किये । अब तक फ्रांस में बाहर से 
तैयार किया हुआ माल बहुत आता था परन्तु उसने देश के 
धनन्‍्धों को चेताने के लिये संरक्तणनीलि का आश्रय लिया अथोत्‌ 
बाहर से आनेवाली चीज़ों पर भारी कर लगाया । उसने इ गलरण्ड 
हालैण्ड, इटली आदि देशों से कारीगर बुलवाकर स्वदेश में कई 
नये उद्योग आरम्भ किये जैसे मोज़े बुनना, काँच का सामान व 
शीशे आदि बनाना। सड़कें और नहरें बनवाकर आंतरिक व्यापार 
बढ़ाने में वहुत सहायता दी । समुद्री डाकुओं को कड़े दए्ड देकर 
दबाया और उपनिवेशों में बसने वालों तथा उनसे व्यापार करने 
बाली कम्पनियों को प्रोत्साहन दिया। उस समय समुद्र-व्यापार 
आय: इंगलेश्ड और हालेण्ड के हाथ में था परन्तु उसने यह 


पूरोप का इतिहास १२६. 


फ्रांस के हाथ में करना चाहा । भारत की फ्रेचच इंस्ट इंडिया 
कम्पनी इसी समथ में बनी | उसने पहले के कई अनुचित कर 
बन्द कर दिये और सब सरकारी पद अस्थायी घोषित कर दिये 
जिससे उनमें समय पर घटा बढ़ी हो सके । अनाज का बाहर 
जाना रोककर उसे सस्ता किया ओर जहाज़ बनाने का काम भी 
आरम्भ किया । कृषि के स्थान पर उसने व्यापार की वृद्धि की ओर 
अधिक ध्यान दिया। क्योंकि वह जानता था कि जमीन अधिकांश 
सरदारों के हाथ में है, अतः कृषि को उत्तेजना देने से किसानों 
के बजाय सरदारों को अधिक लाभ होगा और वे फिर बलवान 
हो जायँगे | व्यापार मध्य-श्रेणी के लोगों के हाथ में था। अतः 
उनकी वृद्धि से उसे कुछ भय न था इसी कारण उसने व्यापार 
तथा उद्योग धन्धों को खब उत्तेजना दी। इससे शीघ्र ही 
फ्रांस, शक्कर, काराज, टोप, मोजे, जते, इसपात की चीजे आदि 
सभी बातों के लिये प्रसिद्ध हो गया । 

फ्रांस के कई सुन्दर महल तथा अन्य इमारतें भी उसी के 
समय की बनी हुई है । 

उसका एक बड़ा काम यह है कि उसने फ्रांस की जल-सेना 
को अच्छी तरह तैयार किया जो कि आगे चलकर बहुत काम में 
आई । फिर उसने सेना, न्‍्याय-विभाग आदि सभी में सुधार किया 
अथात कदाचित्‌ ही कोई महकमा ऐसा रहा होगा जिसमें उसने 
हांथ न लगाया हो। फांसीसी सिपाही जो अबतक किसी काम के 
नहीं समझे जाते थे, उसने उन्हें ही सुशिक्षित करके डेढ़ लाख 
की एक राष्ट्रीय सेना तैयार कर दी जिससे आगे चलकर साशल 
व्यरेन तथा बावान ने लाभ उठाया । इन सब सुधारों से फ्रांस 


१२७ चौदहवें लुई के समय के युद्ध 


की कायापलट हो गई, आशिक तथा व्यापारिक दशा बहुत 
सुधर गई परंतु ये सुधार इतने अल्प समय में तैथा इतनी शीघ्रता 
पूवंक किये गये कि लोगों की समझ में उनका पूरा लाभ न आया 
और इसीलिये ये सुधार चिरस्थायी न हो सके । 


लक. ध्ड 


तरहवा अच्याय 


चोदहव लुई के समय के युद्ध 


लुई्टे का उद्देश्य फ्रांस में अपनी शक्ति बढ़ाना तथा आस 
पास के देशों को दबाकर अपनी!'सीमा बढ़ाना ही था । इस उद्देश्य 
के लिये उसे बहुत रुपया खच करना पड़ा जिससे कोलबट के 
बहुत से आथिक सुधारों का फल कुछ भी न हुआ क्योंकि जो 
रुपया उधर बचा वह इसने खच कर दिया । छुई की नीति के 
कारण ही यूरोप के शेष राजाओं ने उसके विरुद्ध संगठन बना 
लिये जिससे अन्त में लछुई की सारी आशाओं पर पानी ही 
नहीं बल्कि मिट्टी का तेल फिर गया ओर फ्रांस की कीर्ति भी 
गिर गई । इस प्रकार फ्रांस लुई चौदहवें के समय में ही सब से 
बलवान हुआ परन्तु वहीं से इसकी अवनति भी आरम्भ होगई । 

छुट्टे को अपनी राज्यविस्तार की नीति के कारण चार बढ़े 
युद्धों में भाग लेना पड़ा। दल-परिवतन युद्ध, ( वार ऑफ 
डिबोल्यूशन ) हालण्ड के साथ युद्ध, आग्सवर्ग संघ के साथ 
युद्ध तथा स्पेनकी गद्दी का युद्ध । 

दल-परिचतेन युद्ध--सबसे पहले छुई का यह विचार हुआ 
-कि नीदरलेण्डस का जोभाग स्पेन के हाथ में है, वह अपने राज्य 


यूरोप य का इतिहास श्न्ट ' 


में मिलाना चाहिये । उसकी शादी स्पेन के राजा फिलिप चतुर्थ 
की लड़की म्रेरिया थेरेसा से हुईं थी । मेरिया थेरेसा ने विवाह के 
समय स्पेन की गद्दी के अपने सब. अधिकार छोड़ दिये थे और 
लुई्द ने इस बात को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि भेरिया 
के साथ दहेज खरूप में उसे एक बड़ी रकम मिले । १६६७ में 
फिलिप चतुथ मर गया। उस समय वहाँ यह नियम प्रचलित 
था कि यदि किसी राजा के एक से अधिक रानियाँ हों तो सब 
से पहली रानी की सन्‍्तान ही पहले राज्य की उत्तराधिकारी 
होगी । मेरिया थेरेसा फिलिप की पहिली खत्री की लड़की थी तथा 
दूसरी ख्री के चाल्ले नाम का एक पुत्र था | छुई को विवाह के 
समय ठहराया हुआ दहेज कभी नहीं मिला अत: उसने मेरिया 
का स्पेन की गद्दी पर अधिकार बताया । चाल्से ने इसे न माना 
ओऔर युद्ध आरम्भ हो गया । 

फ्रेंच सेना ने फ्लेन्डस तथा बरगंडी के कई स्थानों पर अधि- 
कार कर लिया ओर फ्रेंच कोम्टी पर आक्रमण किया | 

फ्रांस की विजय से हॉलेण्ड वालों को भय हुआ । उनकी 
स्थिति इस समय बड़ी नाजुक थी, अब तक फ्रांस उनका मित्र. 
था और इंगलेण्ड शत्रु । परन्तु अब क्या उन्हें अपने व्यापारिक 
प्रतिद्वन्दी इंगलेंड से मेल करना पड़ेगा ? परन्तु शीघ्र ही 
हालेण्ड, इंगलेण्ड और स्वीडन ने मिल कर फ्रांस के विरुद्ध 
त्रिगुट् बना लिया। हालेए्ड तथा स्पेन में भी सन्धि हो 
गई। इस अकार तीन ग्रोटेस्टेण्ट राष्ट्रों ने केथोलिक फ्रांस के 
हाथों से केथोलिक स्पेन को बचाने का प्रयत्न किया । स्पेन के 
चात्से ने भी अवसर समझ कर उनकी सहायता को खीकार . 


१२९ चौदहवें लछुईं' के समय के युद्ध 


किया । अब छु॥्ट को कोइ उपाय न था, अतः उसने चुपचाप 
मीदरलेण्डस खाली करके सन्धि करली जिससे फ्रेंच कोस्टी कों 
छोड़ कर कुछ सरहद्दी किले उसके पास रहे । 

हालैण्ड के साथ युद्ध--पहले युद्ध के कारण छुई को सब से 
अधिक क्रोध हालेण्ड पर आया कि वह शत्नओं से क्‍यों मिला ? 
अतः उसने हालण्ड के राजा चाल्स हछ्वितीय से तो एक गुप्रसंधि 
करली ( डोवर की गुप्तसंधि सन्‌ १६६७ ) ओर इस प्रकार डच 
लोगों को नि:सहाय करके युद्ध पुकार दिया । इस समय फ्रांस के 
पास कोलबी के प्रयन्न से १,८०,००० सेना तथा कुछ जलसेना 
भी थी। समुद्र पर डच लोग प्रबल थे। अतः वहाँ उन्होंने इंगलेणश्ड 
और फ्रांस की सम्मिलित सेना का वीरतापू्वंक सामना किया 
परन्तु प्रथ्वी पर माशंल स्थूरेन तथा कोन्‍्डी के नेतृत्व में फ्रेंच 
सेना सवंत्र विजयी रही तथा फ्रेंच सेना ने कई स्थानों पर 
अधिकार कर लिया । इसी समय हालेण्ड में आश्रयेजनक परि- 
वतन हुआ । इस हार के कारण वहाँ के लोग प्रजातंत्र के नेता 
डि विट्स से बड़े ऋद्ध हो गये और उसे मारकर आरेंज वंश के 
, विलियम ( स्पेन से स्वतंत्रता दिलाने वाले विलियम का अपोत्र) 
को फिर राजा (स्टेट होल्डर ) बनाया । विलियम ने समुद्र 
के बंध काट कर देश को बचा लिया | विलियम कृष तथा 
निबल होने पर भी बड़ा साहसी, वीर तथा बुद्धिमान था। 
इस समय इंगलेश्ड में भी लोकमत लछुई के विरुद्ध हो रहा 
था। अत: सन्‌ १६७४ में चाल्से द्वितीय की पालमेण्ट ने हालेश्ड 
से संधि करके अपनी सेना हटा ली । शीघ्र ही बेडनब्ग के एलेक्टर, 
डेनमाक के राजा, आस्ट्रिया के सम्राट लीयोपोल्ड तथा प्रायः समस्त 


अ्चि: ते 


यूरोप का इतिहास « ३० 


यूरोप ने छुई के विरुद्ध होने की घोषणा कर दी । इसमें फ्रांस 
को बहुत धक्का पहुँचा परंतु उसकी सुशिक्षित सेना तथा अनुभवी 
सेनापतियों ने डच लोगों को कई स्थानों पर हराया तथा फ्रेंच 
काम्टी आदि कई किले ले लिये । फ्रेंच जल-सेना ने भी हालेशड 
तथा स्पेन की सम्मिलित जल-सेना का सफलतापूर्वक सामना 
किया ओर डच लोगों को १९ जहाज, सात हज़ार सेनिक, सात 
सौ तोपों तथा एक सेनापति की क्षति उठानी पड़ी । 

सब देश युद्ध से उकता गये थे। अतः संधि की बातचीत 
होने लगी । सन्‌ १६७८ में नीमबेगन की संधि हुईं जिसके अनु- 
सार फ्रेंच काम्टी तथा बारह अन्य स्थान फ्रांस के पास रहे, परंतु 
फ्रांस के साथी स्वीडन को डेनमाके और ब्रेडनवर्गे से जीते हुए 
स्थान उन देशों को बापिस करने पड़े | 

इस विजय के कारण लुई का गये बढ़ गया। यही उसकी 
शक्ति की चरम सीमा थी । उसने फ्रांस की जनता की स्वतंत्रता 
में हस्तक्षेप करना आरंभ किया जिससे उसे हानि उठानी पड़ी । 
उसकी नीति विचित्र थी। वह*धम-गुरु भी होना चाहता था। अतः 
उसने पोष से झगड़ा कर लिया । दूसरी ओर गओटेस्टेण्टों से उसने . 
कट्टरता छोड़ने को कहा तथा एक युवती ( जो पीछे से उसकी 
स्त्री हो गई थी ) के कहने से उसने नाग्टीस की एडिक्ट को भंग 
किया । प्रोटेस्टेए्ट लोग मारे भी जाने लगे, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि अनेक प्रोटस्टेश्ट कुद्ुुंब जो बड़े उद्योगी तथा कारीगर 
थे, फ्रांस छोड़ कर, अपने धन तथा कला कौशल को साथ लेकर 
अन्य देशों को भाग गये । इससे फ्रांस में ओद्योगिक अवनती हुई 
और उसके पड़ोसी देशों-हालेंड और इंगलेंड में उद्योग बढ़े । 


१३१ चौदहवें द्ुई के समय के युद्ध 


हे. आक्सवर्श संघ से युद्धझ--( १६८९-९८) सन्‌ १६८५९ 
में लुई के समय का तीसरा युद्ध आरंभ हुआ* जिसकी विशेषता 
यह है कि इस युद्ध में अकेला फ्रांस समस्त यूरोप के विरुद्ध लड़ा 
तथा दूसरे, कोलबटः की तैयार की गई जलसेना को आजमाने. 
का अवसर मिला, यद्यपि इस समय कोलवट मर चुका था | 

अब लुट्टे ने अपनी पदवी 'लछुई महान! धारण कर ली थी 
तथा समस्त यूरोप उससे अग्रसज्ञ था। उसने स्ट्रेसबर्ग नामक 
प्रसिद्ध जमेन नगर के किले पर अधिकार कर लिया तथा उसे 
हृढ़ सैनिक दुगे बना दिया। 

उसने रिश्रित तथा धमकी देकर बहुत से प्रोटेस्टेण्ट लोगों, 
को केथोलिक बना लिया, तथा बहुत से उसका देश छोड़ कर 
भाग गये । इस भाँति १६८७० में उसने यह घोषणा कर दी कि 
उसके राज्य के आधे से अधिक पग्रोटेस्टेण्ट लोग कैथोलिक 
हो गये हैं । अतः वह नाण्टीस की एडिक्ट को मानने के लिये 
अब बाध्य नहीं है । इस घोषणा से प्रोटेस्टेणट लोग उससे बड़े 
अप्रसन्न हो गये तथा दूसरी ओर इसका पोप से भी भरंगड़ा था 
जिससे केथोलिक लोग भी असन्तुष्ट थे । 

हालेएड का विलियम, छुईं का सदा का शत्रु था। उसने अब 
हालेण्ड, स्पेन, स्वीडन तथा आस्ट्रिया के सम्राट को मिलाकर 
एक गुट बनाया जिसका नाम आग्सवर्ग संघ! रक्खा | इंगलेण्ड 
का राजा जेम्स द्वितीय छुईं का मित्र था परन्तु १६८८ में रक्त - 
रहित क्रान्ति के बाद जब विलियम इंगलेंड का राजा हो गया 
तो उसने इंगलेंड को भी इस संघ में शामिल कर लिया । छुई 
ने नान्‍टीस की एडिक्ट तोड़कर, तुर्कों से मित्रता कर ली थीं,. 


यूरोप का इतिहास - १३२ 


जिससे वे आस्ट्रिया में घुस आये । अब संघ ने छु्दं पर यह दोपं 
लंगाया कि उसने दुर्कों के लिये रास्ता खोल दिया, परन्तु छुई 
दूसरी ओर इंगलेण्ड से भागे हुए जेम्स द्वितीय का स्वागत करके 
तथा पक्ष लेकर समस्त यूरोप को युद्ध के लिये ललकार रहा था | 
युद्ध आरम्भ हुआ ओर दस वर्ष तक चला । फ्रांसीसी सेना ने 
युद्ध के केन्द्र नेद्रलेएडस्‌ में स्टेन्किक स्थान पर विलियम की 
सम्मिलित सेना को हरा दिया, परंतु १६९८ में फांसीसी जल- 
सेना अंग्रेजों की जलसेना से ला हेग स्थान पर बुरी तरह परास्त 
हुई । जलसेना के हार जाने पर छुई ने स्थलसेना को सुधारा । 
अब तक फांस ने दोनों सेनाओं को बलवान रखने का प्रयत्न किया 
था परन्तु इसमें वह असफल हुआ । फ्रेंच सेना के बहुत हृढ़ 
होते हुए भी उसी वर्ष विलियम ने नामूर स्थान पर विजय भ्राप्त 
की। इस महत्त्वपूणं विजय से यूरोप को बड़ा आश्चर्य हुआ 
क्योंकि उस स्थान को लेने के लिये पहले भी फांस आदि ने 
अयकज्ञ किये थे, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली थी। अन्त में 
सन्‌ १६५९७ में राइस्विग की बसंधि हुई जिसके अनुसार छुट्टे ने 
नीमवेगन की संधि के अनुसार जितने स्थान लिये थे सब लोटा 
दिये । नेदरलेए्डस के कुछ स्थानों पर डच सेना रखने की अलु- 

मति दी और विलियम को इंगलेण्ड का राजा मान लिया । इस 
संधि से लुईं की बढ़ती हुई शक्ति को बड़ा धका लगा । उसका 
कोष खाली हो गया। उसकी जल-सेना हार गई तथा उसका 
आजन्म शत्रु विलियम इंगलेण्ड के सिंहासन पर बेठ गया, जिस 
के फल खरूप इंगलेश्ड ओर फ्रांस का मगढ़ा राष्ट्रीय रूप में 
परिणत हो गया । यह पहला ही युद्ध था जिसमें छुई को कुछ 


१३३ चौदहवें लुईं के समय के युद्ध 


लाभ न हुआ । अतः यह युद्ध इस बात का प्रमाण है कि फांस की 
अवनति शुरू हो गई थी तथा उसका बल ओरबथ्भाव घट चला थां। 
४. स्पेन की गद्दी के उत्तराधिकार का युद्ध-स्पेन का राजा 
' चाल्स द्वितीय बहुत बूढ़ा हो गया था। उसके कोई सन्तान 
न थी परन्तु उसका राज्य स्पेन, नेपित्स, मिलन तथा नेद्र- 
लेग्डस आदि को मिला कर बहुत विस्तृत था। सब यूरोप 
जानता था कि उसके मरते ही कई राजा उन स्थानों पर 
अपना २ अधिकार बताने के लिये लड़ेंगे । अतः 'चाल्स की 
मृत्यु के पहले ही यह एक महत्वपूर्ण सामयिक ग्रश्न हो गया । 
स्पेन के राज-वंश से, फ्रांस के वोबन वंश, तथा सम्राट के. 
हेप्सबग वशं 'का वेवाहिक सम्बन्ध था । 
ज तृतीय 


की 


फिलिप' चतुथ मेरिया 
(एलिजावेथ) (आस्ट्रिया की मेरिया ) | 

पहली स्त्री दूसरी स्त्री एलीनार 
( सम्राट लीपोड्ड को 
मेरिया थेरेसा रथ » दूसरी स्त्री » 
 (पत्ति-छुई चोौदहवाँ ) चाल्स द्वितीय. सारगरेद थेरेसा. ७-------+% 
स्पेन का राजा (सम्राट लीपोल्ड की पहली स्त्री) | 
छुई (डफ़िन) ॥॒ 
मेरिया एन्टानिया ,. 


हक 
(० (बवेरिया के मेक्‍्स 
छुईं. फिलिप पंचम (स्पेन का राजा) एमेनुअर की स्त्री ) 
यूट्रक्ट संधि राणा 
जोंसफ फडडिनेन्ड टी: 


बवेरिया का एलकक्‍्टर आज 


सफ चाल्त 





7 + 


रे 


यूरोप का इतिहास" द १३४ 


चाल्स द्वितीय की बड़ी बहन मेरिया थेरेसा फ्रांस के छई 
चौदहवें को व्याही गई थी परन्तु ब्याह के समय दहेज के बदले 
उसने स्पेन की गद्दी से अपना संबंध छोड़ दिया था। अतः 
उसके पुत्र डाफिन का स्पेन की गद्दी पर अधिकार न था। परन्तु 
लुई ने कहा कि उसे स्पेन से दहेज़ नहीं मिला | अतः उसका पुत्र 
स्पेन की गद्दी का पूर्ण अधिकारी है । 

च्ाल्स द्वितीय की दूसरी बहन मारगरेट जमनी के सम्राद्‌ 
लीयोपोल्ड को ब्याही गई थी। उसने स्पेन से अपना संबंध न तोड़ा 
था । अतः उसकी पुत्री मेरिया एन्टानिया का स्पेन की गद्दी पर 
अधिकार था। अतः एन्‍्टानिया ने अपने पुत्र जोसफ फर्डिनेन्ड के 
लिये गद्दी चाही परन्तु उसके पिता लीयोपोल्ड ने अपना अलग 
अधिकार बताया और अपने पुत्र चाल्स को स्पेन की गद्दी पर 
बेठाना चाहा | इस भाँति स्पेन की गद्दी के तीन प्रधान अधिकारी 
भे--मेरिया थेरेसा का पृत्र डाफिन, ( यह फांस में बढ़े राज- 
कुमार का पद है, जैसा इंगलेण्ड में प्रिन्स आफ वेल्स का), मारगरेट 
की पत्री का पुत्र जोसफ़ फरडिनेशड, तथा सम्राट लीयोपोल्ड अथवा 
उसका पृत्र चारस । 

परन्तु अब शक्तियों की समता ( बेलेन्स ऑफ पावसे ) का 
प्रश्न सामने आया। आस्ट्रिया के साथ म्पेनका मेल होने से सम्राट 
की शक्ति बहुत बढ़ जाती; फ्रांस को स्पेन मिलने से लई यूरोप 
में सवशक्तिमान बन जाता, साथ ही यूरोप में लड़ाई झगड़े होने 
का बड़ा भय था । 

यूरोप को इन झूगड़ों से बचाने के लिये लछुई तथा इंगलेए्ड 
'के विलियम तृतीय ने (क्योंकि ये दोनों अपना २ व्यापार बढ़ाने 


१३० चौदहवें छुईं के समय युद्ध 


में भी लगे थे और युद्ध में इन्हें अपने व्यापार को धक्का पहुँचने 
का डर था ) मिल कर एक सन्धि की । छुई«स्पेन को आस्ट्रियां 
से मिलाना न चाहता था, क्योंकि हेप्सवर्ग बंश की उन्नति वह 
'कभी न देख सकता था । इंगलेण्ड, फांस और स्पेन को न मिलने 
देना चाहता था। अतः दोनों ने शत्रता छोड़कर स्पेन को भिन्न २ 
घकारियों में बॉँटने की सन्‌ १६९८ में योजना थी। इसके 
अनुसार स्पेन, नेदरलेणडस तथा नई दुनिया, बवेरिया के जोसफ़ 
फर्डिनेश्ड को दिये गये और शेष भाग डाफिन ओर चाल्स 
( लीयोपोल्ड का पुत्र आकड्यूक चाल्स ) में बाँट दिया गया । 
चाल्स द्वितीय इस विचित्र संधि का हाल सुन कर बहुत 
नाराज़ हुआ ।'इसे यह्‌ पसन्द न आया कि बाहरी लोग उसके 
जीवित रहते, उसी के राज्य का बिनां उसकी आज्ञा अथवा 
सम्मति के इस प्रकार निबटारा करें। वह चाहता था कि उसका 
राज्य टुकड़े २ न हो । अतः उसने अपना सब राज्य बवेरिया के 
जोसफ़ फर्डिनेण्ड को दे दिया, परन्तु अचानक जोसफ फडिनेण्ड 
मर गया ओर सब किये कराये पर,पानी फिर गया । अब दूसरा 
 सममौता किया गया जिसके अनुसार स्पेन, नेद्रलेण्डस, साडि- 
निया तथा नई दुनिया आकंड्यूक चाल्स को दी गई ओर इटली 
का शेष राज्य डाफिन को । परन्तु चाल्स द्वितीय ने फिर इसकी 
खबर सुनकर इस बार सब राज्य डाफिन के पुत्र फिलिप को 
दिया । उसका उद्देश्य यह था कि फांस एक शक्तिमान राज्य है 
अत: उसे अपना राज्य देने से उसके राज्य के टुकड़े २ न होंगे । 
ग्राएओड एलायन्स--(१७०१) लछुई चौदहवें ने अपने पोत्र 
फिलिप को स्पेन का सब राज्य मिला देखकर विलियम आदि के 


यूरोप का इतिहास १३६ 


साथ की हुई सब सन्धियाँ तोड़ दीं। इस एकाएक विश्वासघात 
से यूरोप के सब देश विस्मित हो गये । छुई यह भी कहने लगा 
कि क्रिलिप ( अब स्पेन का फिलिप पंचस ) को फ्रांस की गही 
पर बेठने का भी पूरा अधिकार है । स्पेन के अधीन नेदरलेश्ड्स 
से डच सेना को हटाकर उसने अपनी सेना रक्खी ओर हालेण्ड 
ओर इंगलेश्ड को भी स्पेन के आधीन देशों से व्यापार करने से 
रोका ओर अन्त में राइस्बिग की संधि के प्रतिकूल ( जिसमें छुई् 
ने विलियम तृतीय को इंगलेणश्ड का राजा मान लिया था ) जेम्स 
द्वितीय के पुत्र को इंगलेएणड का राजा घोषित किया। जेम्स 
द्वितीय की सत्रीने अपील की थी कि यदि राज्य गया तो गया 
परन्तु उसके पुत्र के लिये राजा की पदवी तो कायम रहे । अतः 
लुई ने उसे इंगलेश्ड का राजा कह कर उसकी सलामी कराई । 
अब इंगलेश्ड की पालंमेन्ट, जो अबतक युद्ध के लिये विलियम 
का साथ देने को तैयार नहीं थी, छई की ऐसी ज़िद्र देखकर युद्ध 
के लिये तैयार हो गई । 

छुई के आचरणों से सम्ृश्त यूरोप में भय तथा क्रोध उत्पन्न 
हो गया था । विलियम ने अब एक मित्र-मण्डल स्थापित किया 
जिसमें सम्राट इंगलेएड, हालेण्ट, तथा हैनोवर, त्रेडनवर्ग आदि 
मुख्य २ जमेन राज्य शामिल थे | इनका उद्देश्य थो फ्ान्स तथा 
स्पेन का मेल रोकना तथा हालेश्ड और इंगलेण्ड को व्यापारिक 
स्वतंत्रता दिलाना । बबेरिया, कोलोन और स्पेन के अधीन सूबे 
लुई की ओर रहे । 

सम्‌ १७०१ में इटली में युद्ध आरम्भ हो गया | मित्र-द्ल 


#* कु कर 


की ओर दो चतुर सैनिक मालेंबरों तथा राजकुमार यूजीन थे $ 


9३७ चौद॒हवें रुई “के समय के युद्ध 
'७७७७॥७७७७॥७॥७/७७॥४७७७७ए्ए्रशर/७७७७ '७७७७ «७ 


यूजीन इटली में सेवाय के राजवंश का था, तथा बड़ा बीर लड़का 
था । पहली लड़ाई सन्‌ १७०४ में ब्लेनहेम में हुई जिसमें 
मालंबरों तथा यूजीन ने एक बड़ी फ्रांसीसी सेना को, जो वियाना 
पर आक्रमण करने जा रहो थी, बुरी तरह परास्त कर दिया । 
दो वर्ष बाद चतुरता से मालेबरो ने फ्रेंच सेना को दो भागों में 
बाँट कर नीदरलेण्ड में रेमिलीज़ स्थान पर हराया, उधर यूजीन 
ने ऋ्रच सेना को स्यूरिन स्थान पर हराकर इटली से बाहर निक्वाल 
दिया तथा ओर भी कई स्थानों पर शिकिस्त दी 

परन्तु स्पेन में अल्मेंज़ा आदि दो तीन स्थानों पर फ्रांस की 
सेना ने १७०७ में अच्छी विजय पाई। इसी समय इड्गलेण्ड में 
अकस्मात मंत्रिमेण्डल में परिवर्तन हो गया। अब तक शक्ति 
व्हिग लोगों के हाथ में थी, परन्तु सन्‌ १७१० के चुनाव में टोरी 
दल की भारी विजय हुईं । व्हिग दल में अधिकांश लोग व्यापारी 
थे जो युद्ध के पक्षपाती थे क्योंकि युद्ध के समय में उनके रुपये पर 
अच्छा सूद मिलता था, परन्तु टोरी दल में प्रायः जमींदार और 
सरदार थे । ये युद्ध के विरोधी थ क्योंकि युद्ध के दिनों में बढ़े 
हुए ख्च का हिसाब उनसे अधिक कर लेकर पूरा किया जाता 
था । टोरी दल ने आते ही मालेबरों को वापिस बुला लिया और 
युद्ध बन्द्‌ कर दिया । 

इसी समय सम्राट जोसफ़ की मृत्यु हुई और आक ड्यूक 
चल्स उसकी जगह चाल्स छठवें के नाम से सम्राट हुआ | अब 
मित्रदल ने विचार किया कि यदि स्पेन को फ्रांस से छीन कर 
आस्ट्रिया के साथ मिलाया जायगा तो सम्राद की शक्ति बहुत 
बढ़ जायगी अतः इसे ठीक न समझ कर इंगलेश्ड ओर हालेण्ड 

& 


यूरोप का इतिहास का इतिहास ५३८ 


युद्ध से अलग हो गये ओर छुई भी जो कइ बार हारने के कारण 
'प्रस्त-हिम्मत, हो रहा था, संधि के लिये तेयार हो गया। 
भांति सन्‌ १७१३ में यूट्रेक्ट की प्रसिद्ध तथा महत्वपूण सन्धि 
हुईं जिसके अनुसार फान्स के चारों ओर बड़ी २ रियासत 
स्थापित करके फान्स की शक्ति कम की गई ओर इड्जलेण्ड को 
खतंत्रता मिली । इस सन्धि के साथ सत्रहवीं शताब्दी का अन्त 
हुआ और यूरोप में एक नये युग का आरंभ हुआ । जिस प्रकार 
वेस्टफालिया की सन्धि से हेप्सबग वंश की अवनति तथा फान्स 
के बोबन वंश की उन्नति आरम्भ हुई थी, उसी प्रकार इस संधि 
से फान्स की अवनति तथा इंगलेण्ड की उन्नति आरम्भ हुई। 
इस सन्धि की प्रधान शर्तें इस प्रकार थी । 
छुई्द का पोत्र फिलिप पंचम स्पेन तथा उसके उपनिवेशों 
का राजा मान लिया गया परन्तु शत यह रही कि फान्स और 
स्पेन के राज्य कभी एक में न मिलने पावें। इस भांति म्पन के 
हेप्सबग तथा फ्रांस के बोबेन बंशों की लगभग दो सौ वर्ष की 
पुरानी शत्रुता दूर हुई क्‍योंकि स्पेन और फान्स दोनों राज्यों पर 
एक ही वंश का अधिकार हुआ । 
सम्राट चाल्स छठवें को मिलन, नेपित्स और स्पेनिश नीदर- 
लेण्डस्‌ मिले । इससे अंग्रेज तथा डच दोनों सन्तुष्ट हुए क्‍योंकि 
थे लोग नीदरलण्डस को फान्स के हाथों से बचाना चाहते थ 
सेवाय के ड्यूक को सिसली का द्वीप तथा राजा का पद मिला 
अल्सेस प्रदेश तथा स्ट्रेसबग नगर फांस के अधीन रे 
परन्तु राइन के दक्षिण किनारे के बहुत से स्थान जा उसने ले 
लिये थे, उससे वापस ले लिये गये । 


रे लाए थ कल 


३३५० चोद॒हवें छुईं के समय. के युद्ध 


रे 


प्राशया एक स्वतंत्र रियासत सानी गई ओर उसके ड्यूक को 
'राजा की पदवी मिली । 

इंगलेंए्ड का बहुत लाभ हुआ क्योंकि उसे जिन्नाल्टर मिलाकर 
'न्यूफाउन्डलण्ड, नोवा स्काशिया आदि स्थान मिले ओर अमेरिका 
से व्यापार की भी खतंत्रता मिली । 

सम्राट्‌ ने पहले तो इस सन्धि को अख्वीकार किया और 
युद्ध जारी रखा परन्तु कई स्थानों पर हारकर दूसरे वर्ष रास्‍्टाड 
'आानपर सन्धि करके उसने भी वे शर्तें' मान लीं | 

इस सन्धि के बाद छुइ भी थोड़े ही दिन जीवित रहा । उसका 
'बुढ़ापा बड़े दुःख में गुज़रा । जीवन-काल में ही उसने अपने बड़े 
पुत्र डाफिन तथां दूसरे पुत्र बरगंडी के ड्यूक, और एक नाती 
को भाी परलोकवासी होते देख लिया युद्धों में हार के कारण वह 
निरुत्साही हो गया था। युद्ध तथा दरबारी शान ने कोष खाली 
कर दिया था | सुनसान महल में केवल एक अस्सी बरस का 
' बुड्ढा अपने पाँच वर्ष के एकसात्र परपोते को लिये, अपने जीवन 
की घटनाओं को याद कर आँसू बहाया करता था । उसके समय 
के सब प्रसिद्ध तथा विद्वान आदमी मर चुके थे। नई सन्तान 
सामने दिखाई देती थी। जमाना बदल गया या | इस भाँति देश 
'की ऋण से लदा छीड़ कर वह सन्‌ १७१० सें परलोक सिधारा 

छुई नम्र, बहादुर, दृढ़ तथा सच्चरित्र मनुष्य था । राज-काज 
में वह बड़ा परिश्रमी तथा दिल से काम करने वाला था । वह 
अपनी ज़िम्मेदारी केवल परमेश्वर के प्रति समझता था न कि 
राष्ट्र के प्रति। अतः उसने स्वच्छुन्द शासन किया | एक शताब्दी 
“तक यूरोप उसे सम्यता, राज्य-प्रथा, आदि में आदर्श मानता 


यूरोप का इतिहास १9०. 


रहा । महल को ,सजाकर रखना भी वह एक कतंठ्य समभता 
था । महल की सजावट और शान देखकर लोग चोक जाते थे। 
वह यूरोप का शाहजहाँ था । फरान्स की पोशाक, कलाओं तथा: 
वहाँ के साहित्य तथा आचार विचारों की यूरोप ने नक़ल की । 

लुई के समय में साहित्य, कला तथा विज्ञान की दशा-- 

इस समय यूरोप में साहित्य तथा कलाओं का अच्छा 
चमत्कार था। उत्तर में विज्ञान तथा वेदान्त उन्नति पर थे | 
यूरोप के मध्य में होने के कारण फ्रान्स में इन दोनों का 
सम्मेलन हुआ | अत: उसकी भाषा का प्रचार यूरोप के प्रत्येक देश 
में हुआ । 

'छुईं इतिहास में अपना नाम अमर कर जाना चाहता था । 
अतः बह विद्वानों को भी आश्रय देता था | इस समय का साहित्य 
अधिकांश धार्मिक था । इस समय मोलियर, डेस्कार्टीज़ आदि 
विद्वान लेखक तथा कई कलाकोविद हुए। बोसेट ने एक 
पुस्तक लिखकर मनुष्य और परमात्मा के बीच के सम्बन्ध पर 
अच्छा प्रकाश डाला । नाटक खेलने में मोलियर, कारनेली, रेसीन 
आदि मुख्य थे। कविता में मालहवे, रुसो आदि तथा वक्ताओं 
में मास्करन, बोसेट ओर मेसीलोन प्रधान थे । राजा मौलियर से 
दोखी का बतोव रखता था और सरदारों के आक्रमणों से उसकी. 
रक्षा भी करता था । अनेक सुखान्त उपन्यास भी इस समय लिखे. 
गये । बोसेट, सेन्ट साइमन आदि ने इतिहास पर अच्छा प्रकाश 
डाला । साइमन ने राजदरबार का बड़ा बुरा चित्र खींचा है 
_ क्‍योंकि बह राजा ओर सरदारों के विरुद्ध था । 
कुछ लोगों ने भूगोल तथा ससार-भ्रमण आदि पर भी" 


१४७१५ . रूस का उत्थान 


अ्रन्थ लिख । इन में कोचाडे, ब॒नियर आदि ग्धान हैं | बनियर 
शाहजहाँ के समय में भारत में आया था तथहर उसने भारत का 
सनोरंजक वर्णन लिखा है | इसके अतिरिक्त और भी अनेक 
विद्वान उस समय थे । 

फ्रांस की विजयों का इतना प्रभाव पड़ा कि इस समय 
यूरोप में श्राय:ः सब जगह फ्रेंच भाषा बोली और लिखी जाने 
लगी ओर राजनीतिज्ञों की लिखापढ़ी की भाषा वही हुईं। ज़मनी 
में तो प्रायः यह सब साधारण की भाषा हो गई, परन्तु अब 
जमन लोग राष्ट्रीयवा के विचार से उसे छोड़कर नये २ शब्द 
बनाकर जमेन भाषा की उन्नति कर रहे हैं | अतः युद्ध में विजय 
का प्रभाव भाषा पर भी पड़ता है । 

इंगलेण्ड, इटली ओर स्पेनल ने फ्रांस का अनुसरण किया । 
इंगलेण्ड में इस समय बेकन ओर शेक्सपीयर साहित्य-्षेत्र में 
सल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त मिल्टन, एडीसन, पोष, स्टील 
आदि असिद्ध विद्धन हुए । 


चोदहवां अध्याय 
रूस का उत्थान क्‍ 
भौगालिक स्थिति के कारण रूस यूरोप से प्राय: प्रत्येक बात 
में भिन्न था । 'वह यूरोप से अलग कटा हुआ साथा तथा 
सत्रहवीं शताब्दी कक यूरोप की राजनीति में उसका कुछ भी 
आग न था । 
रूसवाल स्लाव जाति के हैं । इसी जाति के लोग पोलेण्ड 


यूरोप का इतिहास १४२ 


सर्विया आदि में रहते हैं। हम देख चुके है. कि नवीं शताब्दी में 
स्वीडन के एक्र अधिकारी ने इन लोगों में ऐक्य स्थापित किया: 
ओर दसवीं शताब्दी में इनमें इंसाई मत का प्रचार हुआ | इस' 
भाँति घीरे २ ये लोग भी जातीयता के सूत्र में बँधने लगे । यह 
जाति फिनलेण्ड के आस पास विशेष तौर से बसी थी । नामेन 
लोग इन्हें रोस कहकर पुकारते थे। अतः घीरे २ इस जाति का 
नाम “रूसी' ओर देश का नाम 'रूस' पड़ गया । 

चंगेज़खां के आक्रमणों का हाल हम पढ़ चुके हैं। मध्य- 
एशिया में उसने अपना राज्य हृढ़ करके बादूखां के साथ एक 
सेना पश्चिम की ओर भेजी जिसने रूसियों को हरा दिया। मास्कों 
आदि नगर जला दिये गये। अन्त में एक बंडी रकम देकर 
रूसियों ने उससे पीछा छुड़ाया | परन्तु फिर भी ये लोग रूसियों 
को अनेक ग्रकार से तंग करते रहे । 

सन्‌ १४६२ में रूरक वंश का कुमार इवान महान रूस की. 
स्वतंत्रता के लिये कटिबद्ध हुआ । जब मंगोल सरदार ने अपना: 
एक चित्र सलामी किये जाने के लिये भेजा तो. इवान ने उसे 
पृथ्वी पर पटक कर पेर से कुचल दिया | इसी बहाने से युद्ध 
आरम्भ हुआ। बलगा नदी के किनारे भारी युद्ध हुआ जिसमें 
रूसियों की विजय हुईं । इवान ने मास्को को अपनी राजधानी 
बनाकर, देश में यूनानी सभ्यता, धर्म, तथा कला आदि का खूब्र . 
प्रचार किया; परन्तु बहुत दिनों तक तातारियों के साथ रहने के: 
कारण, ये लोग पहनावे तथा आचार विचारों, में एशिया वालों 
से मिलते रहे । ह 

इसके बाद इवान चतुथे--भयंकर इवान--ने रूसकी सीमाए- 


५५३ रूस का उध्थान 


को दक्षिण की ओर बढ़ाया | इसके समय में रूस में कुछ अंग्र ज 
आदि जातियों का प्रवेश हुआ जिससे मास्क का बाज़ार यूरोप 
के लिये खुल गया । 
सन १५९८ में इस वंश का अन्त हो गया ओर कुछ दिनों तक 
अराजकता फेली रही। ऐसी दशा देखकर स्वीडन और पोलेण्ड ने 
रूस को हड़पना चाहा परन्तु १६१३ में वहाँ के राष्ट्रीय दल ने एक 
१६ वर्षीय कुमार माइकल रोमनाफ़ को राजा बनाया । इस भाँति. 
यहाँ रोमनाफ़ नामक एक नया वंश चला । इस. वंश के समय 
में रूस की अवस्था बहुत सधरी | सोइबेरिया भी रूस में मिला 
लिया गया । इसी वंश में सन्‌ १६८२ में प्रसिद्ध पीटर रूस की 
गद्दी पर बेठा ।* 
यहाँ के राजा स्वच्छन्द थे परन्तु उन्हें दो ओर से भय रहता 
था । एक तो धार्मिक गुरु जो पेट्रिआक कहलाता था तथा दूसरा 
राजा का अंगरक्षक-दल जो राजा की रक्षा के साथ साथ मौका 
पड़ने पर उसके ऊपर खंजर रखने तक के लिये तेयार रहता था । 


पीटर महान--( १६८२-१७४५० ) गद्दीपर बेठने के समय॑ 
पीटर बालक था। सात वर्ष बाद राजकाज उसने अपने हाथ 
में लिया । 

पीटर होश सम्हालते ही यह अनुभव करने लगा कि 
रूस सभ्यता आदि में यूरोप से बहुत पीछे है। अतः उसे यूरोप 
की बराबरी में लाना ओर बलवान बनाना यही उसका उद्देश्य था। इसे 
पूरा करने के लिये उसने तीन बातें स्थिर कौं--यूरोप की अग्रसर 
जातियों से घनिष्टता, दक्षिण और पश्चिम में कालासागर तथा 
बाल्टिक सागर तक रूस का विस्तार बढ़ाना और जार की शक्ति, 


यूरोप का इतिहास. १७४ 


को शेकने वालों-धमंगुरु तथा अंगरक्षक दल-की शक्ति कम करना । 

पहले उसने ज्प्रसर जातियों के शासन तथा उनकी सभ्यता 
का अध्ययन करने के लिये यूरोप में भ्रमण किया । वह जमनी, 
हालेण्ड, इंगलेएड आदि देशों में घमा तथा वहाँ के कारखाने ' 
प्रेस, अजायबघर, अस्पताल आदि देखकर चकित और प्रसन्न 
हुआ और लोटकर उसने अपने देश में भी इनके प्रचार का 
अ्यक्न किया । 

पीटर की आन्तरिक नीति के दो ग्रधान उद्देश्य थे। अपनी 
शक्ति पूर्ण खच्छन्द करना, ओर अपने देश को नये आविष्कारों, 
व्यापार तथा कलाओं के प्रचार से धनवान तथा उन्नत बनाना । 
एक समय जब वह राजधानी से बाहर गया था तो उसके अंग- 
रक्षक दल ने विद्रोह आरम्भ कर दिया समाचार पाकर वह 
लोटा और उचित अवसर जानकर तथा इस बहाने को लेकर 
उसने उस दल को भंग कर दिया तथा उसके स्थान पर एक नई 
सेना स्थापित की जो सब भाँति उसी के अधीन थी । कुछ दिलों 
बाद धर्मगुरु की सृत्यु हो गड़ । उसके भाग्य से दूसरा विध्न भी 
दूर हो गया । उसने दूसरा घमेगुरु न चुना बल्कि उनके धार्मिक 
कार्यों के लिये एक पवित्र सभा” बना दी जिसके सभासदों को 
स्वयं उसी ने इच्छानुसार नियत किया था। फिर उसने सरदारों 
का भी- बल घटाया ओर इस भाँति अपनी स्वच्छुन्दता के बाधक 
सब कारणों को दूर करके वह पूर्ण स्वतंत्र हो गया । 

फिर उसने अपने देश को ओर देशों की बराबरी में लाने का 
प्रयत्न किया । पश्चिमी देशों के आचार, व्यवहार, नाच आदि उसने 
अपने देश में चलाये। पहनावे ओर हज़ामत बनाने में भी उन्हीं देशों 


९ ४० रूस का उत्थान 


'की नकल की । रूस के लोग दाद़्याँ रखाते थे और मुसलमानों 
की भाँति उसे धामिक मानते थे | पीटर ने दाढ़ियाँ कटवाने की 
आज्ञा दी, पादरियों ने इसका भारी विरोध किया। इस पर 
पीटर ने खयं॑ अपने हाथ से कुछ सरदारों की दाढ़ियां बनाई 
ओर फिर दाढ़ीवालों पर एक कर लगा दिया । फिर उसने सड़कें 
ओर नहरें बना कर ओर फेक्टरियाँ स्थापित कर व्यापार बढ़ाया । 
उसने विदेशियों को रूस में आकर रहने के लिये उत्साहित किया 
“जिससे वहाँ के लोग उनसे भिन्न २ देशों की कलायें तथा वैज्ञा- 
निक बातें सीखें । उसने सेना ओर जल-सेना में भी सुधार किया 
ओर तुकाँ से अज़ब नामक नगर छीन लिया। फिर उसने 
पुरानी रानवानी मास्को को छोड़कर नीवा नदी के तीर एक नह 
"राजधानी बनाई जिसका नाम सेंटपीटसंबर्ग पड़ा | नीवा नदी 
बाल्टिकसागर में गिरती है । अतः व्यापार के लिये भी सुविधा 
की जगह थी । इस भाँति पीटर ने पुराने रूस को सब बात में 
“नया रूस- बना दिया । उसने।रूस की धामिक, सामाजिक तथा 
“गजनीतिक दशा बिलकुल बदल दी-। 
चारों ओर से बन्द होने के कारण रूस यूरोप से व्यापार 
' नहीं कर सकता था । पीटर ने यह अनुभव करके अपने देश की 
ख़ीमा को दोनों ओर सागरों तक बढ़ाना चाहा जिससे व्यापार 
खुल जाय । इस नीति से स्वीडन तथा तुक्की के साथ युद्ध की 
"आशंका थी परंतु उसने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिये युद्ध 
की परवाह न की, यही उसकी बाहरी नीति है । 

पीटर ने पहले बाल्टिक सागर पर अधिकार करना चाहा 
' परन्तु वहाँ स्वीडन का प्रभुत्व था। सन्‌ १६५७ में व्वाल्स बारहवाँ 


. यूरोप का इतिहास १४६. 


पंद्रह वर्ष की उमर में गद्दी पर बैठा । पीटर ने उस बालक समझ 
कर स्वार्थ-साधन का“अच्छा अवसर समभा और डेनमाक , पोलेण्ड 
ओर रूस ने मिलकर स्वीडन के विरुद्ध संघ बनाया । परंतु साहसी 
बालक चाल्से ने एक एक के दाँत खट्टे कर दिये। इस साध का 
समाचार सुन कर वह पहले सीधा डेनमाक पहुँचा और राजा को 
बेर कर उससे संधि की ग्राथना कराके छोड़ा | फिर बिजली की 
भाँति वृह पीटर की ओर मुका ओर अपनी ८००० सेना से उसने 
रूसियों की पचगुनी सेना को पूरी तरह हरा के भगा दिया । यह 
लड़ाई सन्‌ १७०० में नरवा के पास हुई। फिर वह पोलेण्ड की 
ओर बढ़ा ओर वहाँ के राजा को भी हराके भगा दिया। इस 
भांति इस वीर बालक ने सब यूरोप को चकित कर दिया। 
परंतु यहाँ चाल्स ने एक ग़लती की। उसे पोलेण्ड के राजा को 
भगाकर ही सन्‍्तोपष नहीं हआ । वहाँ के राजा आगस्टस को वह 
अपना व्यक्तिगत शत्र समझता था अतः उसक संक्‍सनी म॑ भाग 
जाने पर चाल्स ने पोलेण्ड में स्टेनलास नामक एक अपना 
प्रतिनिधि नियत किया । इस मोलेण्ड-विजय का परिणाम हानि- 
कर हुआ । जिन दिनों चाल्स पोलेण्ड के भगड़े में फँसा था 

जन दिनों पीटर अपनी सेना सुधारने ओर बढ़ाने में लगा था भर 
उसने स्वीडन के कुल प्रदेश पर अधिकार भी कर लिया । यह 
समाचार सुनकर चांल्स ने मास्को की ओर भ्रस्थान किया परन्तु 
उसकी सेना लगातार युद्ध, तथा सफ़र करते २ थक गई थी, 
वहाँ का जलवायु भी उसके लिये प्रतिकूल था। अतः १७०० में 
पीटर ने पलटावा स्थान पर चाल्स को बुरी तरह हरा दिया । 
चाल्स की बड़ी सेना नष्ट हो गई ओर उसने कुल सिपाहियों 


१४७ ह रूछ का. उत्थान 


के साथ तुर्की में जाकर आश्रय लिया । पीटर का उद्देश्य पूरा हो : 
गया, बाल्टिक पर उसने अधिकार कर लिया १ 

पीटर ने पहले तुकों से अज़ब छीन लिया था ! अब तुकी 

के शाह ने चाल्से का पक्ष लेकर रूस के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा की | पीटर को हारकर अज़ब लौटाना पड़ा। चाल्से 
जब अपने देश में लोटा तो उसने देश को रूसियों, पोलेण्ड- 
वालों ओर डेनमाकवालों के आक्रमणों से भयभीत पाया |« चाल्से 
ने सात वष तक वीरता से युद्ध करके देश की रक्षा की परन्तु . 
उसका देश थकित तथा निर्धन हो गया था। १७१८ में एक 
घेरे में चार्स मारा गया |»“स्वीडन ने अब बाह्टिक प्रान्त देकर 

सन्धि कर ली जिसमें से रूस, अ्रशा और डेनमाक ने हिस्से बाँट 
लिये.)“रसक्सनी का आगस्टस फिर पोलैरड का राजा माना गया। 

“थह नीस्ताद की सन्धि कहलाती है। इस समय से स्वीडन की-- 
जो अब तक यूरोप का एक प्रबल राष्ट्र समझा जाता था-- 
अवनति आरम्भ हुईं और वह एक तीसरे दर्ज का राज्य हो 

गया और उसकी पहली स्थिती रूस ने ले ली.चाल्प यद्यपि 

युद्धनिपुण ओर वीर था परन्तु पीटर के समान बुद्धिमान और 

दूरदर्शीन था। वह युद्ध में विजय प्राप्त करना जानता था 

परन्तु विजित देश का ठीक प्रबंध न कर सकता था । नरबा के 

युद्ध के बाद उसने पोलेण्ड में कई वर्ष गँवाये और अपने शर्त्रु 

पीटर का ध्यान छोड़ दिया जिससे अन्त में उसे हारना पड़ा । 

इसके विपरीत पीटर का जीवन बड़ी विचित्रताओं से भरा है । 

वह दुग्चरित्र तथा निदेय बताया जाता है परंतु साथ ही वह निष्कपट 

हँसोड़ ओर सीधा था, परंतु शत्रुओं के लिये वह निदय था !. 


यूरोप का इतिहास ५१४८ 


उसने युद्ध में किसी के साथ दग़ा न किया। वह वीर और 
कायदक्त था 

नवीन रूस का मंस्थापक वही समझा जाता है. शिक्षित न 
होने पर भी वह देश की आवश्यकताओं को समझ सका और 
देश की उन्नति का उसने पूर्ण प्रयज्ञ किया । उससे पहले रूस 
एक निबल, अशान्त तथा विभक्त राज्य था परन्तु पीटर ने उसे 
बलवान, शान्व और संगठित किया । यूरोप में रूस को प्रधान 
बनाया । उसके समय से आजतक रूस का प्रभाव यूरोप की 
राजनीति पर बढ़ता ही गया है | वह जानता था कि जब तक 
जार के हाथ स्वतंत्र न किये जावेंगे तब तक वह देश में मन- 
चाहे सुधार न कर सकेगा ,क्योंकि पुराने विचार वाले लोग 
अच्छे आर हितकर सुधारों का भी विरोध करेंगे | इसी उद्देश्य 
से उसने अपनी खतंत्रता के बाधक कारणों को दूर किया। वह 
जनता के हित के लिये सुधारों का इतना पक्षपाती था किविरोधष 
करने पर उसने अपने पुत्र को भी मार डाला । वह बाहरी नीति 
- में पूर्ण सफल रहा । 

पीटर के उत्तराधिकारी--पीटर १७२० सें मर गया। 
उसकी विधवा स्त्री केथेराइन गद्दी पर बेठी । दो वर्ष बाद पीटर 
का पौत्र पीटर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बेठा । उसके समय में, 
पुराने विचारवाले लोगों का ज़ोर रहा परन्तु एलिज़ाबेथ के समय 
में पीटर महान्‌ की नीति फिर काम में लाई गई । पीटर की 
पुत्री एलिज़ाबेथ (१७४१-६२) ने सातवर्षीय युद्ध में ग्रशा के 
फूडरिक का विरोध किया । उसके बाद पीटर तृतीय एक निरबल 
राजा हुआ परन्तु उसकी खञ््री ने उसे शीघ्र ही मार डाला और 


१४९ रूस का उत्थान 


कैथेराइन द्वितीय के नाम से सन १७६२ से १७९६ तक राज्य किया। 
इसके समय में रूस में पीटर महान्‌ की नीति प्रचलित रही तथा 
. रूस यूरोप में फिर एक बलवान राष्ट्र बन गया। कैथेराइन बुद्धिमती 
तथा वीर थी और उसकी गणना रूस के सर्वोत्तम शासकों में 
है । वह विद्याव्यसनी थी तथा फ्रांस के बाल्टेयर तथा अन्य तत्त्व- 
वेत्ताओं से लिखापढ़ी करके अपनी जिज्ञासा शान्त करती रहतीं 
थी परन्तु सदाचार में वह निबल थी । 

उसकी विदेशी नीति अधिक ग्रसिद्ध है। उसने देश का 
विस्तार पश्चिम की ओर ओर बढ़ाया । उसने पोलेण्ड नष्ट कर 
दिया और उसका बहुत सा भाग अपने राज्य में मिलाया । तुकों 
से काले सागर का उत्तरी भाग उसने लिया । सन्‌ १७६८ में तुकों ने 
उससे लड़ाई की परंतु हार कर उन्हें मोल्डेविया ओर वेलेशिया' 
नामक देश रूस को देने पढ़े ओर क्रीमिया पर भी रूस का 
अधिकार हो गया ।.यहीं से पूर्वी प्रश्न' का कगड़ा आरंभ हुआ। 

इस भाँति केथेराइन ट्वितीय के समय ,में रूस की बहुत. 
उन्नति हुई । पीटर ने नवीन रूस*की स्थापना की परंतु केथेराइन 
ने यूराप की राजनीति में भाग लेकर रूस का प्रभाव यूरोप में 
भलीभाँति जमाया । इस समय से रूस यूरोप का एक गधान 
देश बन गया । 


पन्‍द्रहवों अध्याय 
प्रशा का उत्थान 

प्रशा की उन्नति का इतिहास मनोरंजक है तथा उसकी 
उन्नति बहुत शीघ्र भी हुई । 

असजकल जिसे ग्रशा का देश कहते हैं उसका आदि स्थान 
ब्रेडनवर्ग है । ब्रेडनवर्ग पहले एक सैनिक छावनी थी जहाँ पर 
उत्तर की जंगली जातियों के आक्रमण रोकने के लिये सेना 
'रकलखी गई थी। सन्‌ १४१५० में यह स्थान सम्नाद सिजिसमरड ने 
होहेंजोलन बंश के फ्रेडरिक को दे दिया तथा उसे सात एलेक्टरों 
में शामिल कर लिया गया । छूथर के समय में ब्रेडनवर्ग में भी 
प्राय: सब जगह इंसाइ मत का ग्रचार हो गया । 

बाल्टिक सागर में स्थित प्रशा की जागीर पहले त्रेडनवग 
से बिलकुल स्वतंत्र थी। यहाँ पर ख्यूटोनिक दल के नाइट (सरदार) 
लोगों का अधिकार था जो अपना एक भुखिया चुन लेते थ॑ । 
सन्‌ १०११ में उन्होंने ब्रेडनवर्ग के राजवंश के एक कुमार - 
अल्बट को अपना मुखिया चुना। अब तक यह जागीर पोलेशड 
के दबाव में थी तथा उसे कर देती थी । सन १०२० में भव्वत . 
ने पूर्वी अरशा पर अधिकार कर लिया। फिर धीरे २ छीव, जूलिच, 
वर्ग आदि जागीरें भी उन्हें ब्याह तथा युद्ध से मिल गई ओर 
उसका विस्तार पोलेण्ड से हालेश्ड तक हो गया। लुई चौदहवें ने 
जब फाँस के प्रोटेस्टेण्ट लोगों को तंग किया तो उनमें से बहुत 
से लोग इन प्रान्तों में आकर बस गये जिससे ब्ोडनवर्ग तथा ग्रशा 


यूराप का इतिहास श्ण्रः 


उस राजा! की उपाधि दी | अब तक वह केवल जागीरदार 
अथवा ड्यूक ही कहलाता था अब वह, गअशा में एक राजा 
कहलाने लगा । प्रशा का राजा' नहीं क्योंकि प्रशा के पश्चिमी 
भागपर अब भी पोलेण्ड का अधिकार था। अब से, त्रेडनवर्ग 
का नाम ग्रशा में लुप्त हो गया । 

फ्रेडरिक विलियम प्रथम---( १७१३-४० ) इससे पहले: 
भी एक फ्रेडरिक विलियम हो चुका था अतः इसे दूसरा फ्रंडरिकः 
विलियम होना चाहिये था परन्तु राजा” की उपाधि मिलने के 
बाद से फिर राजाओं का क्रम आरम्भ हुआ । पहला फ्रेडरिक 
विलियम राजा नहीं था केवल इंयूक था अतः इसका नाम 
राजा फ्रेडरिक विलियम प्रथम हुआ | 

यह भी अपने पिता के समान, दूरदर्शी तथा राजनीति 
नि५ण न था। उसका प्रधान उद्देश्य सेना का बलवान करना: 
था | उसने सेना की संख्या ३८००० से ८५००० कर दी और 
उसे यूरोप के सब देशों की सेनाओं से अधिक शिक्षित: 
बनाया । राज्य के महकक्‍मों में इसने एक्य स्थापित किया । माल 
में सुधार किया जिससे बजट में अच्छी बचत होने लगी । इन. 
कारणों से यह सब से बड़ा आनन्‍्तरिक राजा' कहलाता है।. 
शिक्षा पर भी इसने अधिक ध्यान दिया | यूरोप की अनन्‍्तरोष्ट्रीय. 
नीति में माग लेने से वह डरता था, अत: उसके राज्य का विस्तार 
अधिक न बढ़ा। स्वीडन से उसका एक युद्ध हुआ जिसमें सोभाग्य 
से उसकी विजय हुईं और बाल्टिक सागर में सेटिन बन्द्र उसे 
मिला । यह उसी का सेनिक सुधार था जिसके कारण उसके. 
पुत्र ने यूरोप में भारी ख्याति तथा विजय पाई । 


१०३ प्रशा का उत्थान 


फ्रेडरिक महान--.( १७४०-८८ ) इसका स्वभाव अपने 
पिता से बिलकुल भिन्न था। पुत्र आरम्भ ही से मुदक पदार्थों 
से घणा करता था परन्तु पिता शराब आदि बहुत चाहता था। महल 
ओर दरबार का शौकीनी ठाठ भी, जिसे पिता ने जमाया था, फ्रेडरिक 
महान्‌ को पसन्द न था ओर राजा होने पर उसने कई सरदारों 
को निकाल दिया था जो अधिक ठाटबाट से रहना पसन्द करते 
थे। साहित्य तथा संगीत से प्रेम होने के कारण पिता, उसे 
विलासी सममता था । पुत्र फ्रांस की सभ्यता का पक्तपाती था 
परन्तु पिता उसे घृणा की दृष्टि से देखता था । इसी प्रकार और 
बातों में भी पिता पुत्र में घोर विरोध था जिससे पिता फ्रेडरिक 
से अप्रसन्न रहता था। एक दिन उसने फ्रेडरिक को मारा भी 
ओर बाल पकड़ कर उसे खिड़की के पास खींच ले गया ओर 
परदे की रस्सी उसने गले. के चारों ओर डालकर उसे मार डालना 
चाहा परंतु फूडरिक जोर से चिल्लाया जिससे महल का अधिकारी 
आ गया ओर उसे छुड़ा ले गया । इसके बाद भी पिता सदा 
उससे अप्रसन्न रहा और सदा उसकी मौत ही चाहता रहा। 
कष्ट देने के लिये उसने फ्रेडरिक को सेना में भर्ती कर दिया तथा 
आर २ महकसमों में भी साधारण कामों पर उसे नियत किया | 
पर न्तु इसका फल उल्टा हुआ । फ्रेडरिक को इस भाँति राज्य के 
प्रत्ये क भाग . का अच्छा अनुभव हो गया और वह प्रबंध तथा 
सेना आदि के कार्यों में चतुर हो गया । 

सन्‌ १७४० में फ्रेडरिक गदी पर बैठा और इसी समय से 
डसके राज्य की असली उन्नति आरम्भ हुई तथा यूरोप में प्रशा 
प्रथम श्रेणी की शक्तियों में गिना जाने लगा । 


यूरोप का इतिहास १५७ 


... आस्ट्िया की गद्दी के उत्तराधिकार का युद्ध+-इसी वर्ष 
आस्ट्रिया के सम्राट चाल्स छठवें ( देखिये स्पेन की गद्दी का युद्ध 
तथा यूट्रेक्ट की संधि ) की मृत्यु हुई । उसके कोइ पुत्र न हुआ 
केवल एक पुत्री मेरिया थेरेसा थी । अत: उसे भय था.कि उसके 
पीछे यूरोप के राजा आपस में लड़कर उसके राज्य के ढुकड़े २ 
कर आपस में बाँट लेंगे । इसलिये उसने एक नये कानून के आधार 
'पर---जो प्रेग्मेटिक सेक्शन कहाता है--मेरिया थेरेसा को उत्तरा- 
घिकारी बनाया और यूरोप के अधाव राजाओं से उसका समर्थन 
भी करवा लिया । वह सन्‌ १७४० में मर गया। उसकी पुत्री 
'उसकी जगह रानी हुईं ओर उसने पिता के सम्राट-पद्‌ का उत्त- 
'राधिकारी अपने पति-लारेन के फ्रांसिस-को बनाना चाहा । 
परंतु चाल्से छठवें के आँख मूँदते ही उसके राज्य तथा सम्राट्‌ 
'पद दोनों के लिये कई उम्प्रेद्वार खड़े हो गये और अपना २ 
अधिकार बताने लगे । 
आस्ट्रिया को इस भाँति निबल देखकर फ्रेडरिक ने भी इसे 
अपने राज्य-विस्तार का अच्छा अवसर समभा | वह बहुत दिनों से 
अपने दक्षिण में साइलेशिया नामक ग्रान्त लेना चाहता था । अतः 
उसने बिना किसी सूचना के सेना लेकर आस्ट्रिया की ओर 
प्रस्थान कर दिया और आसिट्रिया की सेना को हरा दिया । यह 
देख स्पेन, फोस, बवेरिया, सेक्सती आदि भी अप्रना २ अधिकार 
बता कर सेना भेजने लगे। इस भाँति सायं ही युद्ध आरंभ हो गया 4 
फ्रेडरिक ने मेरियां थेरेंसा से कहा कि अगर साइलेशिया उसे 
'घिल जाय तो वह सब्र शत्रुओं के विरुद्ध मेरिया का साथ देंगा, 
परंतु एनी ने इसे खवीकृत न किया । 


9 द प्रशा का उत्थान 


इस समय मेरियाकी स्थिति बड़ी नाजुक थी। अंत र्म उसने 
अपनी हंगरी की प्रजा से सहायता की अपीलब्की । /उसने वहाँ. 
! डाइट ( पालंमेंट ) की स्वतंत्रता क्रायम रखने का वचन 
दिया और फिर अपने बच्चे को गोद में लेकर एक सावेजनिक 
सभा में उसने सहायता की प्रार्थना की । श्रजा में एकदम जोश 
आ गया। चारों ओर से जोर की आवाजें आने लगीं-हम अपनी 
रानी मेरिया के लिये मर जायँगे ।” राष्ट्रीय जोश में आकर हन्हों 
ते सब शत्रुओं को बोहेमिया से भगा दिया परंतु फ्रेडरिक ने 
सन १७४२ में डस सेना को हरा दिया। इस पर मेरिया ने 
'फ्रेडरिक को साइलेशिया देकर डससे संधि कर ली । इस चुद्ध 
को आस्ट्रियन गंदी के युद्ध के अन्तर्गत, सिलेसिया का पहला युद्ध 
'कहते हैं । फ 
दो वर्ष तक फ्रेडरिक चुप रहा। इंगलेश्ड और हालैए्ड 
मेरिया की ओर हो गये और उन्होंने फ्रांसीसियों को एक युद्ध 
में हराया भी । बवेरिया तथा दक्षिणी जमेन्ी पर मेरिया का फ़िर 
अधिकार हो गया । यह देखकर फ्रेडरिक फिर घबड़ाया । उसे 
भय था कि बलवान होकर सेरिया फिर साइलेशिया पर अपना 
अधिकार करेगी। अतः उसने फिर आस्ट्रिया की सेना को हराया 
'ड्रस्डन में संधि हुई । सिलेसिया पर फ्रेडरिक का अधिकार फिर 
स्वीकृत किया.गया तथा फ्रेडरिक ने मेरिया के पति को सम्राट 
मान लिया। इस भाँति साइलेशिया का दूसरा युद्ध समाप्त हुआ । 
कुछ दिन ओर युद्ध हुआ । अंत में थक कर सभ््‌ १७४८ 
में सब ने एक्स-ला-शापेल स्थान प्रर सन्धि कर ली जिसके अनु- 
'सार मेरिया आस्ट्रिया की रात्ती मानी गईं। उसका पति सम्राट 


कट 


यूरोप का इतिहास १५ 


हुआ। खाइलेशिया फ्रेडरिक के पास रहा और सार्डिनिया को 
सेवाय, नाइेस और लम्बाडी का कुछ भाग लिया, जिससे इटलीं 
में उसकी शक्ति बढ़ गई । 

राजनैतिक क्रान्ति---(डिट्लो मेटिक रिवोल्यूशन) सन्‌ १७५६ 
में यूरोप की शक्तियों के राजेनतिक संबंध में एकदम परिवतन हों 
गया। आसि्ट्रिया तथा फांस ने अपनी दो सी व की शत्रता छोड़ कर 
मित्रता कर ली जो फांस की राज्यक्रान्ति तक चली । आस्ट्रिया ने 
इंगलेएड से अपना संबंध तोड़ दिया । अतः इंगलणग्ड ने प्रशिया से 
मित्रता की । इस भाँति राष्ट्रों के संबंध बदल गये और यूरोप का 
इतिहास बदलता हुआ मालूम हुआ, परंतु इस क्रान्ति ने अन्त में | 
शक्तियों की समता” स्थापित कर दी । वह इस भाँति हुई । 

इस समय आस्ट्रिया का प्रधान मंत्री कानिज्ञ नाम का एक 
चूतुर राजनीतिज्ञ था । उसने मेरिया को राय दी कि सिलेशिया 
ब्रापस लेने के हेतु आस्ट्रिया का इज्जलेश्ड से मित्रता करना निर- 
थक है; क्योंकि अंग्रेजों ने ही सिलेशिया फ्रेंडरिक को दे देने कीं' 
मेरिया को राय दी थी। भैरिया की राय भी उससे मिल गई । 
अतः उसने किसी एक ऐसे देश से मित्रता करनी चाही जो प्रशा 
का शत्रु हो । यह फ्रांस था। फ्रांस अपने पड़ोसी प्रशा की उन्नति 
से डरता था तथा उसे अपने समुद्री व्यापार तथा उपनिवेशों की 
रक्षा के लिये तथा इज्जलेण्ड से स्पधों करने के लिए एक मित्र की' 
आवश्यकता थी । दोनों की आवश्यकताएँ समान होने के कारण 
उनमें मित्रता हो गई । 

इस समय यूरोप के बाहर अमेरिका और भारत में फ्रांस 
ओर इज्ञलेण्ड वालों में खुब शत्रुता चल रही थी । आस्ट्रिया से 


मऊ ग्रद्मा का उत्थान 


दोस्ती छूट जाने पर इद्जलेण्ड के राजा द्वितीय जाज ने महान 
'फ्रेडरिक से सन्धि कर ली जिसके अनुसार फ्रेड़रिक जे जाज की * 
'मातृभूमि तथा जागीर हेनोवर की रक्षा का वचन दिया। जाजं 
'को हेनोवर की इज्नललेण्ड से भी अधिक चिन्ता थी क्योंकि उसकी 
सातमूमि वहीं थी। वहीं से डसका पिता इकज्ञलेण्ड की गही के 
लिये आमंत्रित किया गया था । इस भाँति प्रशा और इड्डलेंड 
'तथा फ्रांस ओर आस्ट्रिया मित्र हो गये । 

. सप्तवर्षीय युद्ध-एक्स-ला-शपिल की संधि के बाद भी मेरिया 
फिर सिलेशिया को वापस पाने की ताक लगाये रही। उसने 
'फ्रांस से मित्रता कर ही ली थी । अब उसने रूस की रानी एलि- 
जाबेथ तथा स्वीडन ओर स्पेन को भी अपनी ओर मिला लिया । वह 
'सिलेशिया ही लेना नहीं, बल्कि ग्रशा को मिटा देना चाहती थी । 

आस्ट्रिया और प्रशा तथा इंगलेण्ड और फ्रांस की शत्रुता 
हम देख चुके हैं। इन्हीं दो दो दलों में भिन्न २ स्थानों पर युद्ध 
'होने से सप्रवर्षीय युद्ध का आरम्म हो गया क्योंकि यह बुद्ध 
'सन्‌ १७०६ से सन्‌ १७६३ तक चला । इसका उद्देश्य यूरोप में 
दो बातें सदा के लिये तय कर देना था--जमन साम्राज्य में प्रशा 
और आस्ट्रिया में से किसका ग्रभुत्व तथा नेतृत्व रहेगा और समुद्र 
ओर उपनिवेशों में इड्रलेएड और फ्रांस में से कौन प्रधान रहेगा। 

इस समय फ्रेडरिक के, पास एक सुशिक्षित सेना थी तथा 
'उसके लड़ने का तरीक़ा भी अच्छा था। वह चुपचाप शत्रु सेना 
'पर एक ओर से आक्रमण करके झट उसे हरा देता था जब तक 
“कि ओर सेना वहाँ पहुँच भी नहीं पाती थी। दूसरी ओर आरस्ट्रिया 
भी अब सलेशियन युद्ध के समय से अधिक तैयार था। पहले 


यूरोप का इतिहास १०८ 


सिलेशियन युद्ध में फ्रेडरिक के कई साथी थे परन्तु मेरिया अकेली 
'तथा शत्रुओँ से ऋरों ओर से घिरी हुई थी। इस समय स्थिति 
इसके विपरीत थी | मेरिया के अब कई साथी थे परन्तु फ्रेडरिक 
को केवल इंगलेण्ड का सहारा था । 

सन्‌ १७०६ में आस्टिया के मेल की बात सुन कर फ्रेडरिक 
फ़ोरन सेक्‍्सनी पहुँचा ओर वहाँ की सेना को हरा कर वहाँ के 
लोगों को अपनी सेना में भर्ती करने लगा । आस्ट्रियन सेना पहले 
युद्ध में बढ़ी वीरता से लड़ी परन्तु हार गई । दोनों ओर के बहुत 
से आदमी मारे गये परन्तु फ्रेडरिक ही विजयी रहा । 

दूसरे वर्ष फ्रेडरिक ने बोहेमिया पर आक्रमण किया ओर वहां 
की राजधानी प्रेग पर अधिकार करने ही वाला था कि उसकी 
सेना का एक हिस्सा कोलिन स्थान पर हार गया ओर उसे सेक्सनी 
को लोटना पड़ा । इस समय तक खीडन ओर रूस की सेना भी 
प्रशा के विरुद्ध लड़ने के लिये पूर्वी प्रशा तक आ चुकी थी और 
जमनी और फ्रांस की सम्मिलित सेना और भी पास आ पहुँची 
थी । फ्रडरिक चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ था। उसका अस्त 
अति निकट दिखाई देता था। परन्तु फ्रडरिक घबड़ाया नहीं | उसने 
अपनी सेना एक पहाड़ी के नीचे छिपा दी तथा उसे शत्रुओं से 
घिर जाने दिया । फिर वह एकदम फ्रांसीसियों पर टूट पड़ा और 
स्वयं बिना किसी हानि के उन्हें उसने तितर बितर कर दिया। फिर 
मट लोट कर आस्ट्रियन सेना को छूथन स्थान पर (१७०७ में) हरा 
दिया और इस भाँति अपने देश की उसने रक्षा कर ली । इस बीच 
में फ्रांस ने अंग्रेजों को हरा कर हेनोवर ले लिया । अब तक इंग- 
लैण्ड ने अपने साथी ग्रशा के लिये कुछ भी न॑ किया था, परन्तु इसी 


२१५५९ प्रशा का उत्थान 


समय एक चतुर राजनीतिज्ञ तर्थां दूरदर्शी मनुष्य इक्नलैण्ड का: 
प्रधान मंत्री: हुआ । यह था विलियम पिट । इसने शीज्ष ही युद्ध . 
को स्थिति समझ कर सहायता के लिये रुपया इकट्ठा किया ओर उसे 
फ्रडारिक के पास भेजा । उसे ग्रशा की सहायता के अतिरिक्त. 
समुद्री व्यापार की रक्षा के लिये फांस से भी लड़ना था। अतः उसने 
अपनी सेना का एक बड़ा भाग फांस से लड़ने के लिये रहने दिया 
तथा प्रशा को रुपयों से खब मदद देता रहा । फिर उसने एक 
सेना भेज कर फांस से हेनोवर वापस ले लिया । हु 
दूसरा बष फ्रेडरिक के लिये बड़ा हानिप्रद रहा। रूसियों ने उसकी 
सना को बुरी तरह हरा दिया ओर आस्ट्रियन सेना ड्रेस्डन. पर 
अधिकार करके- उसकी ओर बढ़ने लगी। प्रशा फिर यूरोप से 
लुप्त होता ज्ञात हुआ । फ्रेडरिक ने आत्महत्या का भी विचार 
किया परन्तु इसी बीच में उसने सुना कि उसकी पेदल सेना ने. 
फ्रांसीसियों की घुड़सवार सेना को तितर बितर कर दिया। दूसरे 
वष उसकी सेना ने आस्ट्रियनों को फिर दो जगह हराया परन्तु 
वह भी धन-जन से खाली हो गया था। इसी समय इंगलेण्ड के 
जाज द्वितीय की मृत्यु हुई और पिट भी अपनी जगह से अलग 
हुआ । इनका. स्थान जाज तृतीय तथा बूट ने लिया । मालेबरो 
के समय की दलीलें फिर पेश की जाने लगीं ओर कहा जाने लगा 
कि इंगलेण्ड ग्रशा के लिये लड़कर अपने धन-जन का नाश कुर 
रहा है । अतः इंगलेण्ड ने फ्रांस से सन्धि की बातचीत आरम्भ 
कर दी । इसी समय रूस की रानी एलक्जंड़ा की म॒त्यु से 
फ्रेडरिक को रूस का भी डर जाता रहा क्‍योंकि अब रूस की 
गद्दी पर पीटर ठतीय बेठा जो फ्रेडरिक के गुणों तथा वीरत्व 


यूरोप का इतिहाश् १६० 


का प्रशंसक था। उसने युद्धंज्षेत्र से अपनी सेना हटा ली । 
इसी बी, में अमेरिका तथा भारत में अंग्रेज विजयी हुए। 
सन्‌ १७०८ में छुटंबग, १७०५० में क्रेब्ेक और १७६० में 
मोन्द्रील अंग्रेज़ों ने ले लिया । अब युद्धक्षेत्र में केबल श्रशा और 
आस्ट्रिया रह गये, परन्तु ये भी दोनों थक गये थे ओर इन्हें एक 
दूसरे पर विजय पाने की आशा भी नहीं रही थी। अतः इस युद्ध 
का दो सन्धियों से अन्त हो गया । 

सन्‌ १७६३ में पेरिस में फ्रांस ओर अंप्रेज़ों के बीच सन्धि 
हुई जिसमें अंग्रेज़ों को मिनोकी, नोवास्काटिया और कनाडा मिले 
ओर मद्रास भी उन्हें वापिस मिला । सेन्ट छूसिया, पांडिचरी ओर 
चन्द्रनगर फ्रांसीसियों की वापस मिले । 

आस्ट्रिया और श्रशा के बीच में झ्यूबट सबगे में सन्धि हुई 
जिसके अनुसार सिलेशिया प्रशा के ही अधिकार में रहा परन्तु 
उसने सेक्‍्सनी से अपनी सेना हटा ली । 

इस भाँति इस युद्ध से ग्रशा भी आस्ट्रिया के बराबर हो गया। 
अब जमेनी में समान बल के दो राज्य हो गये जो जमेनी के नेतृत्त्व 
तथा अपनी श्रेष्ठता के लिये लड़ने लगे । ब्रिचारा फ्रांस बरबाद हो 
गया । उसके बहुत से स्थान छिन गये और यूरोप की श्रधान 
शक्तियों में उसकी गिनती भी अब न रही | फ्रांस इस समय 
निरबेल था। वहाँकोई अच्छा राजनीतिज्ञ अथवा वीर सेनापति 
नथा। इसी कारण प्ंशा की जीत रही । दूसरे प्रशा का भाग्य 
भी तेज़ था। उसके भाग्य से ही रूस की रानी एण्लेक्ज़न्ड्रा 
की मृत्यु हो गई । 

सप्तवर्षीय युद्ध ने संसार में फ्रांस के स्थान पर अंप्रेजों का 


ब्लड 


5१५ धरत्ा का उत्थान 


प्रभुत्त स्थापित कर दिया। अँग्रेज्ों ने भारत तथा अमेरिका 
'दोनों जगहों में विजय पायी । दूसरा फल यह भी हुआ#वि 
से फ्रांस के हट जाने से अमेरिका के रहने वालों को फ्रांस का 
डर जाता रहा और उन्‍होंने थोड़े ही दिनों में लड़कर अंग्रेजों स 
स्वतंत्रता ग्राप्त कर ली । 

आस्ट्यि---हम देख चुके हैं. कि वेस्टफोलिया की सन्धि 
( १६४८ ) से सम्राट की शक्ति बहुत कम हो गई थी, परन्तु 
फ्रांस से उसकी शत्रता जारी रही । सम्राद लीयोपोल्ड अथम ने 
छुई चौद॒हवें के विरुद्ध डच लोगों की सहायता की । उसके बाद 
सन्‌ १७११ से १७४० तक चाल्से छुठवाँ सम्राट हुआ जिसने 
तुर्कों की हरा कर बेलग्रेड, हंगरी तथा सबविया के कुछ भाग पर 
अधिकार कर लिया । उसी के समय में आस्ट्रियन गद्दी का युद्ध 
'छिड़ा क्योंकि उसके कोई पुत्र न था। उसकी प॒त्री मेरिया थेरेसा ने 
बड़ी वीरता से युद्ध किया परन्तु फ्रेडरिक ने उससे सिलेशिया 
अदेश ले ही लिया । मेरिया के समय में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ । 
'उसने माल, सेना, कानून आदि में सुधार किये । 

सन्‌ १७६० में उसका पुत्र जोसफ़ द्वितीय अपने पिता 
'लारेन के फ्रांसिस के स्थान. पर सम्राट्‌ चुना गया ओर मेरिया के 
मरने पंर वह सन्‌ १७८० में आस्ट्रिया का भी राजा हुआ । बह 
' बड़ा मेहनती, होशियार तथा अच्छा शासक था। उसने बहुत 
से सुधार भी किये जिन्हें पुराने विचार के लोगों ने पसन्द नहीं 
किया । वह साम्राज्य की सब जातियों को मिला कर एक राष्ट्र 
बनाना चाहता था । उसने किसानों में से सफ-प्रथा ( जिसमें 
(किसान जमींदार से जमीन लेकर उसके नोकर की भाँति काम 





यूरोप का इतिहास १६८ 
हि इातह (ध्थ 


करता था ) बन्द कर दी। न्याय सबके लिये बराबर किया। हंगरी 
का आस्ट्रिश में मिलाने के लिये उसने वहाँ भी जमन भाषा 
चलाई । प्रेस तथा धर को पूण स्त्रतंत्रता दी। स्कूल आदि स्थापित 
किये । सरदारों और गरीबों के बहुत से भेद मिटाये और इसी 
भाँति के अनेक सुधार किये । परन्तु ये सुधार अति शीघत्र तथा 
लोगों की इच्छा के विरुद्ध किये गये थे। अतः उनसे देश में 
असन्तोष फेल गया और बहुत से सुधार सफल न हो सके । 

फ्रंडरिक--फ्रेडरिक के जीवन का बहुत सा भाग यद्यपि 
युद्धों में ही बीता परंतु उसे देश की आन्तरिक दशा सुधारने को 
भी चिन्ता थी। आस्ट्रियन युद्ध के बाद उसे कुछ दिन के लिये 
युद्ध स फुर्सेत मिली । इस समय में उसने कृषि की उन्नति की, 
तथा नई सड़कें ओर नहर बनवा कर व्यापार बढ़ाया, नये उद्योग- 
धंधों को ग्रोब्साहन दिया । ह्यबद सबगे की संधि के बाद तेइस 
वष तक उसने अपने देश के लिये बड़ा परिश्रम किया, स्कूल 
खुलवाये, कानूनों को सुधारा, प्रेस तथा धम में सबको खतंत्रता दी. 
ओर इसी भाँति अनेक सुधार किये जिनके कारण उसे 'महान' 
की पदवी दी गई । 

अठारहवीं शताब्दी में यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र में फ्रेंड 
रिंक सब से बड़ा पुरुष था। वह बड़ा साहसी ओर चीर था, 
सप्रवर्धीय युद्ध में वह प्रायः अकेला ही आधे यूरोप की शक्तियों: 
से लड़ा था। उसकी सैनिक चतुरता देखकर लोग आशय करते 
थ्र। छूथन, सिडन आदि स्थानों की विजय इसके प्रमाण हैं । वह 
अपना मतलब निकालने के लिये-कुछ देश अथवा धन्न पाने के 
लिग्रे-सब प्रकार के साधनों को अख्त्यार करने को तैयार रहता ' 


श्द्श . पोलेण्ड की छूट : 


था । सिलेशिया पर अधिकार तथा पोलेण्ड को छटना इसके 
उदाहरण है । 

शासन में वह स्वतंत्र था परंतु सदा प्रजा की भलाई चाहता 
था। उसने अपने अधिकारों का उपयोग प्रजा की भलाई के लिये 
ही किया। वह अपने को राज्य का नोकर' समझता था। उसमें 
और अन्य आदमियों में यही भेद था कि वह सब से बड़ा नौकर 
था। ऐसे उच्च तथा ग्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी के ब्रिचार 
बहुत कम राजाओं में पाये जाते है । 

उसके समय में उसके राज्य का विस्तार दूना हो गया । 
पश्चिमी प्रशा, सिलेशिया, पोलेण्ड आदि मिलाकर उसने अपने 
देश को यूरोप में प्रथम श्रेणी की शक्ति बना दिया। यहीं से उसका 
ओर आस्ट्रिया का कगड़ा आरम्भ हुआ । 

परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि फ्रेडरिक द्वारा स्थापित 
राज्य-प्रबंध को चलाने के लिये उसी के समान बुद्धिमान मनुष्य 
की आवश्यकता थी | अतः उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों 
की निबेलता के कारण प्रशा की अवनति आरम्भ हो गई । मंत्री 
केवल कृक रह गये थे । 


७. ध्७/ 
सालन्ाहवा अच्याय 
पोलेए्ड की लूट 
सप्रवर्षीय युद्ध के बाद यूरोप में दो बड़े प्रश्न उपस्थित हुए ।. 
पोलेण्ड का प्रश्न तथा पूर्वी श्रश्न | इनमें भाग लेने वालें फ्रेडरिक, 
केथेराइन तथा जोसफ़ प्रथम थे । 


' घूरोप का इतिहास १६४७ 


पोलैश्ड की छूट यूरोपीय इतिहास में बड़ी लज्जाजनक बात 
सममी जाते है। फ्ोलैण्ड को निर्बल देखकर सब उस पर अपना २ 
अधिकार बताने लगे । अपने २ राज्यों को बढ़ाने की लालसा से 
उन्होंने वहाँ के राष्ट्रीय भावों को बिलकुल भुला कर उसे आपस में 
बॉट लिया । 

सोलहवीं शताब्दी में पोलेश्ड एक शक्तिमान राज्य हो गया 
था तथा यूरोप में तुर्की के विस्तार को रोकने के लिये उसने 
-दीवाल का काम दिया था। राजा जॉन साविस्की के समय में बह 
उन्नति के चरम शिखर पर पहुँच गया । सोविस्की ने कई जंगली 
जातियों को हराया और सन्‌ १६८३ में तुकों को-जो वियाना 
में घेरा डाले हुए थे-करारी मात दी और उन्हें भगा दिया । इस 
विजय से समस्त यूरोप में उसका यश फेला क्योंकि यूरोप का 
तुर्की से बड़ा भय था । 

परन्तु इसके. बाद पोलेश्ड निरबंल होता गया। उसकी 
निरबलता का कारण वहाँ का ढीला संगठन था । यद्यपि पोलेंड 
में राज-प्रथा स्थापित थी परन्तु राजा चुनाव द्वारा नियत किया 
जाता था| अतः बह चुननेवालों के हाथ का खिलौना बना रहता 
था। असली शक्ति चुननेवाले सरदारों के हाथ में थी । फिर 
वहाँ लिबरम विटो” नामक एक विचित्र नियम प्रचलित था 
. जिसके अनुसार कोई भी एक सरदार वहाँ की डाइट ( पालेमेंट ) 
द्वारा पास किये गये प्रस्ताव को रद कर सकता था। एक बार लगा- 
' तार पन्द्रह सभाएँ इस प्रकार बिना कुछ क्राम किये भज्ञ कर दी 
गई। ये शक्तिमान्‌ सरदार ग़रीबों को तथा किसानों को बड़ा कष्ट 
दिया करते थे । वहाँ राष्ट्रीयता के भाव बिलकुल न थे। किसान 


5 पोलैण्ड की लूट 


अधिकतर सफ़ थे जिन्हें इस बात की परवाह है | थी कि 
उनका राजा कौन है । संरक्षकों से ही उनका झंबंध /हहता था। 
धामिक झगड़े भी वहाँ बहुत चला करते थे ।शक्तिमान कैथोलिक 
लोग प्रोटेस्टेंट लोगों के साथ--जो वहाँ पर डिसिडेन्टस्‌ कहलाते 
थ्रे---बड़ी निदंयता का व्यवहार करते थे । 

पोलेंड की ऐसी स्थिति देखकर रूस ओर प्रशा ने उस पर अपना 
अपना दखल जमाना चाहा । रूस में इस समय पीटर तृतीय 
की स्त्री कैथेराइन द्वितीय रानी थी | दोनों का उद्ेश्य पोलेंड से 
सेक्सनी वंश के राजा को निकालने का था। फ्रेडारिक तो अपने 
राज्य के भिन्‍न २ टुकड़ों के बीच का भाग लेकर अपने राज्य को 
मिलान चाहतो था, परन्तु केथेराइन तो सभी पोलेंड को हड़पन' 
चाहती थी ! 

पोलेश्ड के राजा आगस्टस तृतीय की मृत्यु के बाद कैथेराइन ' 
ने वहाँ के आन्तरिक भूगड़ों में दखल देना आरम्भ कर दिया | 
उसने वहाँ के डिसिडेश्टस्‌ लोगों की मदद करने का बहाना ढूँढें 
लिया तथा अपने क्रपापात्र स्टेनलास का चुनाव वहाँ के राजपद्‌ 
के लिये करवा लिया और इस भाँति एक तरह उसे रूस के 
अधीन कर लिया । 

रूस का विरोध करने के लिये वहाँ के सरदारों ने एक संघ 
बनाया परन्तु रानी ने इस संघ को दबा दिया। उधर फ्रेडरिक 
ने पोलेंड को दोनों में बाँट लेने का अस्ताव किया परन्तु रूस की 
रानी ने उसे भी अखीकृत कर दिया। इसी समय रूस ओर 
तुर्की में युद्ध आरम्भ हो गया । अबसर पाकर आस्ट्रिया ने पोलेंड 
के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। इससे घबड़ा कर केथेरा- 


यूरोप का इतिहास ५६5६ 


इन ने फ्रेडरिक कापोलैंड को बॉटने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 
पहला बँटकैरा सनू १७७२ में हुआ इसके अनुसार रूस को 
लिवानिया ओर लिथूनिया का कुछ भाग, तथा फ्र डरिक को पश्चिमी 
प्रशा मिला | आस्ट्रिया को भी जिप्स तथा लाल रूस दिये गये | 
यह पोलेण्ड का पहला बँटवारा हुआ । 

सन्‌ १७८७ में रूस और तुकी में फिर युद्ध छिड़ा। इस अब- 
सर को पाकर पोलैंडवालों ने रूस की अधीनता को उतार फेंके 
का प्रयत्न किया। उन्होंने प्रशा से सन्धि कर ली, राज्यपद परम्परा 
के लिये नियत करके राजपद्धति का ढंग भी बदल दिया ओर 
लिबर्म विटो भी रद कर दिया | केथोलिक मत प्रधान माना गया 
परन्तु अन्य मतवालों को स्वतन्नता दी गई। आस्ट्रिया का लीयोपोल्ड 
द्वितीय इस परिवतंन के पक्त में था क्‍योंकि स्वतश्न पोर्लेंड पश्चिम 
में रूस की प्रगति को रोकने का कास देता। परन्तु प्रशा ने अपने 
पड़ोस में ऐसा संगठित राज्य स्थापित होने से भय माना और 
रूस को पोलेंड पर बड़ा क्रोध आया । तुर्की से युद्ध समाप्त होने 
पर रूस ने पोलेंड. पर आकऋमण किया । वहाँ के कुछ देशद्रोही 
भी रूस से मिल गये। घर में ही दो दल होने से तथा लीयापोल्ड 
की मृत्यु होने से पोलेंडवालों की सफलता की सब उस्भेद जाती गही। 
जया प्ररिवर्तन रद्द कर दिया गया और दूसरा बँटवारा आरम्भ 
हो. ग्रया,. जिसके हिस्सेदार रूस तथा प्रशा थे । इनमें रूस ने 
अधिक. भाग ले लिया । इस समाचार को सुनकर आम्ट्रिया ऋद्ध 
हुआ प्ररन्तु फान्स से युद्ध में लगे रहने के कारण वह इधर ध्यान 
नं दे सका क्‍ 

'पोलैंड के लोग इन बँटवारों से सन्तुष्ट नहीं थे। कोसिर॒स्को 


१६७ इंगलेण्ड ओर फ्रांस 


नामक एक देशभक्त के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय दल तैयार हो गया 
जिसने देश की स्वतनञ्नता के लिये सन्‌ १७९४ में ज्न्तिम प्रयत्न 
किया । पहले उसे कुछ सफलता मिली, परन्तु रूस ओर प्रशा 
की सम्मिलित शक्ति के आगे वह कुछ न कर सका । रूसी सेना 
ने उसे हरा दिया ओर क्रेद कर लिया। वारसा नगर ने एक बीरता 
की लड़ाई लड़कर अधीनता स्वीकार कर ली और विद्रोह समाप्त 
हो गया । 

सन्‌ १७९५ में आस्ट्रिया ओर रूस में तीसरा बँटवारा हुआ । 
रूस, जमनी में आस्ट्रिया तथा प्रशा की शक्ति बराबर रखना चाहता 
था जिससे उनमें सदा झगड़ा होता रहे | अतः उसने णछक बड़ा 
भाग स्वयं लेकर शेष आस्ट्रिया को दिया ओर एक छोटा झा 
भाग प्रशा को भी दे दिया गया । 

इस भाँति पोलेंड के सरदारों के खाथ तथा परस्पर द्वेष 
का फल उन्हें मिला । वे किसानों के साथ निर्दंयता का बताब 
करते थे परन्तु इस परिवतन से किसानों को कुछ आराम पहुँचा | 
पोलेंड का बँटवारा राष्ट्रीय अपराध ब्समम्मा जाता है क्योंकि इन 
शक्तियां ने वहाँ की राष्ट्रीयवा का ध्यान न रकखा । 


75% है? “मा 
ध्चछ 
लत्रहवा अध्याय 
अठारहवों शताब्दी में इज्जैणड ओर फ्रांस. 
हालेंड के बिलियम को इज्नलेंड की. गद्दी प्र बेठ कर कई 


2 3 ॥०२ 4] कु कप # 
युद्ध करने पड़े। आयलेंड, स्कार्टलैंड तथा इंगलेंड के भी कुछ 
लोग स्टुअट वंश को लौटाना चाहते थे। स्काटलेंड़ में वाइकाडण्ट 


यूरोप का इतिहास १६८ 


ण्डी ने जेम्स का पक्ष लिया ओर एक अंग्रेजी सेना को हराया, 

पर वह स्व४८ मार गया और यह आन्दोलन शान्त हो गया । 

आयलेण्ड में भी अधिकांश लोग कैथोलिक थे | अतः उन 
लोगों ने भी जेम्स की मदद की परन्तु वे हार गये और आय- 
रिश लोग भी बिलकुल दबा दिये गये । 

विलियम ने देश में उदारता से काम लिया तथा डिसेन्टस 
(प्रोटेस्टेएट लोगों का एक दल-विशेष ) को धामिक स्वतश्नता 
दी ओर इज्नटोंड के बेंक की स्थापना की। पासमेंट प्रत्येक वर्ष 
बजट पास करती थी । अतः उसका अतिवर्ष मिलना आवश्यक 
हो गया । इसी समय से केबिनेट गवर्नेंट की स्थापना हुई 
क्योंकि युद्ध का समर्थन करने के लिये उसे व्हिग दल में से मंत्री: 
नियत करना पड़ता था ओर प्रतिनिधि सभा में भी उन्हीं का बहुमत 
था । अतः शासन को ठीक २ तथा शान्तिपृ्वेक चलाने के लिये, 
जो दल प्रतिनिधि सभा ( हाउस ऑफ कामन्स ) में अधिक हो 
उसी दल का मश्नी चुनने की परिपाटी चल गई । 

बाहरी नीति में भी उसभ अधिक भाग लिया । स्टुअट राजा' 
फांस के हाथ के खिलोने थे । विलियम ने यूरोप में अपना प्रभाव 
जमाया । उसने छुइ चौदहवें के राज्य-विम्तार को रोका। इसीलिये 
उसने अग्सबगं-संघ में भाग लिया था तथा जब लुट्ट ने जेम्स के 
पुत्र को इद्शलेण्ड कां राजा घोषित किया तो विलियम ने छुई के 
विरुद्ध ग्रांड अलायन्स' की स्थापना की और स्पेन की गद्दी के 
युद्ध में भाग लिया। इससे इंगलेश्ड की सामुद्रिक तथा व्यापारिक- 
श्रेष्चता स्थापित हो गई, (यू ट्रेक्ट की संधि) यद्यपि वह उसे देखने: 
के समय तक जीवित न रहा । 


१६९ ह इंग्लैण्ड और फ्रांस 


रानी एन--_( १७०२-१४ ) विलियस की ख्त्री मेरी उससे 
पहले ही मर चुकी थी अतः विलियम के मरने अर मेर्टी की बहन 
एन रानी हुईं। इसके समय में स्पेन की गद्दी का युद्ध समाप्त हुआ 
ओर इंगलेण्ड का सिक्का बाहरी देशों में जम गया। 

इसी के समय में इड्डलेण्ड ओर स्काटलैण्ड की पालेमेंट एक 
में मिलाई गई जिससे दोनों देशों को लाभ हुआ । इसके राज्य में 
पार्टी गवनेमेश्ट ने ज़ोर पकड़ा । इसके चिन्ह तो १६४१ की 
लम्बी पालेमेन्ट से ही प्रकट हो निकले थे तथा ग्रहकलह में 
यह ओर भी स्पष्ट हो गये थे। चाल्स प्रथम के समय में इंगलेण्ड में 
दो राजनीतिक दल प्रकट हुए--राउन्ड हैड्स तथा केवेलियसे । 
पहले षालमेण्ट'के तथा दूसरे राजा के समर्थक तथा पक्तपाती थे.। 
कुछ दिनों बाद ये ही दल व्हिग्ज तथा टोरीज़ कहलाने लगे । 
ये दल उस समय की प्रायः प्रत्येक बात में विरोध रखते थे । 
टोरी, राजा के इश्वरीय अधिकार' को मानते थे परन्तु व्हिग प्रजा 
के अधिकारों को माननेवाले थे। व्हिग, फ्रांस के विरुद्ध युद्ध 
जारी रखना चाहते थे परन्तु दोरी शान्ति चाहते थे क्‍योंकि युद्ध 
के लिये उधार लिये गये रुपयों के सूद के लिये दोरी लोगों पर 
अधिक कर लगाया जाता था । क्योंकि वे प्राय: ज़मीदार तथा 
जागीरदांर थे, व्हिग डिसेश्टर्स लोगों को भी धामिक स्वतंत्रता 
देना चाहते थे परन्तु टोरी एलिज़ाबेथ द्वारा स्थापित इज्जलेण्ड के 
गिर्ज़ के समथक थे। इस भांति वे प्रायः बिलकुल विरोधी 

सन्‌ १७१४ में रानी एन की मृत्यु हुईं। उसके रानी होने 
के समय ही यह निश्चित कर लिया गया था कि यदि उसके कोई 
पुत्र न हो तो इद्जलेएण्ड का राज्य हैनोवर की एल्ेक्ट्रेस स्नेलिया 


यूरोप का इतिहास 9७० 


के बंशजों को मिलेगा, अतः सोक़िया का पुत्र हैनोवरबंश का जाज 
प्रथम इंगलंपड की गद्दी पर बिठाया गया । 
हैनोवर वंश-जाज प्रथम--इसने आते ही इंगलग्ड की 
बाहरी नीति बदल दी क्योंकि उसे सबसे अधिक अपने देश हेनोवर 
की चिन्ता थी। इसलिये उसने हालेण्ड और आस्ट्रिया से मित्रता 
की तथा स्पेन के असिद्ध मंत्री अलबरूनी के प्रयत्न से इंगलेण्ड 
ओर फ़ांस में भी मित्रता हो गई । 
अलबरूनी बड़ा बुद्धिमान मन्त्री था। वह स्पेन की खोई हुई 
शक्ति लीटा कर उसे फिर यूरोप में प्रधान बनाना चाहता था । 
उसने कृषि, व्यापार, सेना, माल आदि महक्समों में बहुत सुधार 
किये । वह इटली में आस्ट्रिया के प्रभाव को भी रोकना चाहता 
था। इस समय छुई चौदहवाँ मर चुका था तथा लुई पन्द्रहवाँ बालक 
था । फिलिप पंचम, लुईं का संरक्षक होना चाहता था, परन्तु यह 
यूट्रे्ट की सन्धि के विरुद्ध था । अतः फ्रांस को इंगलेण्ड से 
मित्रता करनी पड़ी। रूस की ओर से हैनोवर की रा करने के 
लिये जाज प्रथम ने भी इसे स्वीकार कर लिया । इस भांति इंग- 
लैण्ड, फंस और हालैश्ड का एक त्रिगुट बना जिसका उद्देश्य 
यू ट्रेक्ट की शर्तों की रक्षा करना था । 
सन्‌ १७१९ में स्पेन ने आस्ट्रिया से युद्ध करके साडिनि 
ओर सिसली ले लिये परन्तु यह भी यू ट्रेक्ट की सन्धि के विरुद्ध 
था । अतः त्रिगुट ने युद्ध की घोषणा कर दी । आस्ट्रिया भी इस 
गुट में शामिल हो गया । स्पेन की सेना हार गई । 
जाज प्रथम के राज्य में कैबिनेट गवनमेंट की प्रथा पूर्ण हुईं। वह्‌ 
अंग्रेज़ी भाषा तथा राजनीति से अनभिज्ञ था। अत: किसी सभा में 


५७१ , द  इंग्लैण्ड और फ्रांस 


न जाता था तथा प्रवन्ध के लिये मंत्रियों पर आश्रित रहता था । 
व्हिग दलकी सहायता से उसे राज्य मिला था| अतः उपने उन्हीं का 
पक्ष लिया क्योंकि टोरी लोग अब भी स्टुअट वंश के पत्त में थे । 
मंत्रियों को अपनी नीति चलाने के लिये कामन्स सभा में उनका 
बहुमत होना आवश्यक था। इस भाँति राजा, मंत्रीगण तथा पाले- 
मेण्ट में ऐक्य स्थापित हो गया तथा केबिनेट-प्रथा आरंभ हो गई 
अथात जो दल कामन्स सभा में अधिक हो उसमें से सब मंत्री 
तथा प्रधानमंत्री चुने जाँय । क्‍ 

जाज द्वितीय---( १७२७-६० ) जाज द्वितीय के बचपन 
के समय वालपोल प्रधान मंत्री था। वह शांति का बड़ा पक्षपाती 
था क्‍योंकि वह व्यापार की वृद्धि करना चाहता था । तो भी उसे 
स्पेन के उपनिवेशों में अंग्रेज़ व्यापारियों को तंग किये जाने के 
कारण युद्ध करना पड़ा । दूसरे वबष (सन्‌ १७४० में) आस्ट्रियन 
गद्दी का युद्ध आरंस हो गया । अतः शान्ति का पक्षपाती होने 
पर भी उसे युद्धों में प्रवृत्त होना पड़ा । ्ि 

जब फ्रेडरिक ने सिलेशिया पर आक्रमण किया तो हैनोवर 
'की चिन्ता से जाज ने फ्रांस तथा आस्ट्रिया की रानी मेरिया से 
मित्रता की। १७७८ को सन्धि से फांस ने अन्तिम बार इंगलेण्ड 
में हैनोवर वंश का राज्य स्वीकार कर लिया ओर जेम्स के वंशजों 
को सहायता देना छोड़ दिया । 

जाजे तृतीय--जाज ट्वितीय के बाद सन्‌ १७६० में उसका 
नाती जाजे तृतीय गद्दी पर बेठा ओर १८२० तक रहा। बह 
पार्टी सिस्टम तथा केबिनेट ग़वनमेन्ट को पसन्द न करता था, 
क्योंकि उसके कारण मंत्री लोग राजा से स्वतंत्र हो जाते थे | 


यूरोप का इतिहास ६ * 


वह राजाओं को पहले के समान शक्तिशाली चाहता था। इसके 
' समय में स॒प्तवर्षय युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध-प्रिय होने के कारण 
उसने पिट को हटाकर बूट को मंत्री बनाया। बूट भी शान्ति 
चाहता था। अतः उसने फ्रेडरिक को बीच ही में छोड़कर फांस से 
सन्धि की बातचीत आरम्भ कर दी । 

वह हठी और दूरदर्शी था तथा उसके समय में सुधार रुके 
रहे ज़िससे अमेरिका युद्ध करके स्वतंत्र हो गया और आयदेण्ड 
में भी बहुत अशान्ति रही । 

अमेरिकन क्रान्ति--सप्तवर्षीय युद्ध के कारण इंगलेए्ड पर 
भारी के हो गया । अंग्रेजों ने कहा कि इतना कज़ अमेरिका 
की रक्षा के लिये लड़ने के कारण ही हुआ है। अतः यह उन्हीं से 
वसूल किया जाना चाहिये। परन्तु अमेरिकावाले इस दलील को 
सुनकर बड़े क्राधित हुए। कनाडा से फ्रांसीसियों के चले जाने 
के कारण वे निर्भय हो गये थे । जब इड्गटोंड की पासमेंट ने 
'स्टेम्प एक्ट” नासक एक नया कानून उनसे रुपया वसूल करने के 
उद्देश्य से जारी किया तो समस्त अमेरिका में एक दम क्रोधाप्मि 
फेल गई । उनका कहना था कि इज्जलेंड को उन पर कर लगाने 
का कोई अधिकार नहीं है । क्योंकि पालमेंट में उनका कोई प्रति- 
निधि नहीं था। यद्यपि वह क़ानून रद्द कर दिया गया परन्तु 
फिर भी अंग्रेज उन पर कर लगाने का अपना अधिकोर बताते 
रहे। अतः द्वेष चलता रहा | फिर एक दूसरा कर उन पर लगाया 
गया जिससे बोस्टन नगर में विद्रोह आरंभ हो गया। अवस्था 
आशंकाजनक देख कर इच्जलेंड के प्रधान मंत्री ला्ड नाथे ने चाय 
के कर को छोड़ कर शेष सब कर माफ़ कर दिये। इस पर कुद्ध 


श्ज्३ इंग्लेण्ड और फ्रांस 


अमेरिकनों ने बन्द्रगाहों के सब चाय से लदे जहाजों के पकड़ कर 
सन्दूका का समुद्र में फंक दिया | इस पर अंभेज्ञों ने बोस्टन का 
सब व्यापार बन्द करके उनसे बदला लेना चाहा । अमेरिकनों ने 
सच्‌ १७७१ म॑ इसके जवाब म 'स्वतन्रता को घोषणा' कर दी। 
युद्ध आरम्भ हो गया। अंग्र ज्ञों की दो बड़ी सेनाएँ जान बरगाइ 
तथा लाड कानवालिस के नेतृत्व में थी । दूसरी ओर प्रसिद्ध 
देशभक्त जाज वाशिंगटन अपनी अशिक्षित परन्तु उत्साहपूर्ण सेना 
को लिये था। पहले कुछ स्थानों पर अंग्रेजों की जीत हुई परन्तु 
अमेरिकनों ने सेरेटोगा स्थान पर घेर कर बरगोइन तथा उसकी 
सेना से अधीनता स्वीकार करा ली । सन्‌ १७८१ में पाकंटाडन 
स्थान पर लाड "कानवालिस ने भी अधीनता स्वीकार कर ली 
जिससे युद्ध समाप्त हो गया | सन्‌ १७८३ में बसाई (वर्सेलीज्ञ) 
को संधि हुई जिससे अमोरिका की स्वतश्न॒ता स्वीकार कर ली 
गई। फांस ने भी अमेरिकनों को सहायता के लिये कुछ सेना भेजी 
थी। अतः उसे भी कुछ उपनिवेश मिल गये। परन्तु उसने जिस 
उद्देश्य से इन युद्ध में भाग लिया थक वह पूरा न हुआ । उसने 
'सममा था कि अंग्रेज़ों से कनाड़ा की हार का बदला लेने का यह 
अच्छा अवसर है तथा इसमें भाग लेने से फिर उसे कुछ देश मिल 
जायेंगे। इसमें ऋ्रांस का बहुत धन ख्चे हो गया जो शीघ्र ही 
क्रान्ति का एक कारण हुआ । इस युद्ध तथा ग्रजातंत्र की स्थापना 
का यूरोप के विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ा, विशेषतया फ्रांस पर 
जहाँ के लोगों ने अमेरिकनों की तरह खतंत्रता पाने की इच्छा से 
अपने यहाँ भी विषुव आरम्भ कर दिया । 

आयहलेण्ड के लोगों में भी, जो अब तक अंग्रेजों के सब 


यूरोप का इतिहास ,. १७७ 


कार्यो तथा अत्याचारों को चुपचाप सह्द लेते थे, इस उदाहरण 
'से जाग्रति उत्पन्न हो गई तथा उन्होंने अपनी अलग व्यवस्थापक 
सभा चाही। अंग्रेज़ सरकार डर गई। इसी बीच में केथो- 
लिक तथा प्रवासी प्रोटेस्टेश्ट लोगों से झगड़ा हो गया। पिट 
ने इस कलह के अन्त का एक अच्छा उपाय निकाला | सन्‌ १८०० 
में उसने इंगलैएण्ड की पालेमेशट में आयरैण्ड की पालमेन्ट को भी 
सम्मिलित करके कुछ काल के लिये आयलेण्डवालों का अस- 
न्तोष शान्त कर दिया, परन्तु वह वहाँ स्थायी शानिति स्थापित 
न कर सका ओर शीघ्र ही फिर झगड़े आरंभ हो गये । 


लुई चोद्हये के पश्चात्‌ फ्रांस की दशा 

हम देख चुके हैं कि सन्‌ १७१५८ में छुई चौदहवाँ केवल 
अपने एक पांच वर्ष के पोच्र को छोड़ कर मरा था । उसके बाद 
यही बालक लुईई पन्द्रहवें के नाम से फांस की गद्दी पर बेठा और 
उसका चचा आरलीन्स का ड्यूक फिलिप उसका संरक्षक नियत 
हुआ। फिलिप योग्य होने, पर भी व्यसनी था, इसके सामने 
सब से विकट प्रश्न आथिक सुधार का था। छुईं चोदहवें के निर- 
न्तर युद्धों के कारण कोष खाली हो गया था । जानला नामक 
एक स्काटलेण्ड वासी ने आर्थिक स्थिति सुधारने के कुछ सुधार 
बताये जो बड़े ध्यान से सुने गये । उसके कहने से फ्रांस में एक 
सरकारी बैंक स्थापित किया गया और उत्तरी अमेरिका में अपने 
अधिकार की साख पर कागजी रुपया चलाया गया। उत्तरी 
अंमेरिका के प्रान्त छूसियाना में व्यापार का स्वाधिकार कुछ 
रुपया लेकर एक विशेष कम्पनी कों दिया गया । इस कम्पनी के. 


9७५ इंग्हैप्ड ओर ऋस 


शेयस भी खूब बिके परन्तु सरकार के ये दोनों प्रयन्ष असफल 
हुए और हजारों फ्रांसवासियों को भारी आ्थिक,हानि सहनी पड़ी । 
हाँ, विदेशी नीति में संरक्षक फिलिप को अवश्य सफलता 
मिली । १७१३ की यूट्रेक्ट संधि के अनुसार फ्रांस ओर स्पेन 
की गद्दियों का सम्बन्ध तोड़ दिया गया था। एक दूसरे पर 
अधिकार नहीं कर सकता था, न दोनों मिलाये जा सकते थे । 
परन्तु स्पेन के फिलिप पंचम ने स्वयं छुई पन्द्रहर्व का संरक्षक 
बनना चाहा। इसका कारण यह था कि योग्य प्रधान मंत्री 
अलबरूनी की नीति के कारण स्पेन फिर सम्र द्ध और बलवान हो 
गया था। संरक्तक फिलिप ने यह देखकर इंगलेण्ड से पुरानी 
शत्र॒वा छोड़कर उससे मेल कर लिया ओर हालेण्ड को- भी अपनी 
ओर मिला लिया । परन्तु शीघ्र ही फ्रांस और स्पेन में भी संधि 
गे गई और एक शर्ते के अनुसार छुईई पन्द्रहवं की शादी स्पेन के 
फिलिप पंचम की पुत्री से हो गई । 

१७२३ में छुई पन्द्रहवें ने केवल १३ वष की अवस्था में 
राज्यकार्य अपने हाथ में ले लिया और एक विश्वासपात्र नोकर 
कार्डिनल फ्छूरी को अपना प्रधान मंत्री बनाया । फ्छूरी ने उचित 
काट छाँट कर के आथिक अवस्था को बहुत कुछ सुधारा । वह 
शान्तिप्रिय था परन्तु फिर भी उसे दो युद्ध करने पड़े । 

सन्‌ १७३३ में भागस्टस द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ पोल॑एड 
का सिंहासन खाली हुआ ओर उसके लिये शीघ्र ही दो उस्मे- 
वार सेक्‍्सनी का आगस्टस-(तृतीय) ओर स्टेनलास-खड़े हो गये। 
आस्ट्रिया के सम्राद चार्स षष्ठ ने आगस्टस का पन्ष लिया 
परन्तु छुट्टे पन्द्रहवाँ अपने सम्बन्धी स्टेनलास की ओर था । 


यूरोप का इतिहास . १७६ 


दोनों दलों में युद्ध हुआ जिस में आस्ट्रिया की हार हो गई । 
'परन्तु वियाना की; सन्धि के अनुसार आगस्टस ही पोलेर्ड का 
राजा माना गया और स्टेनलास को जीवन भर के लिये फ्रांस 
के पास लारेन नामक जागीर दे दी गयी । यह जागीर अब 
तक जम॑नी के अधिकार में थी । 

कार्डिनल पहूरी १७४३ में मर गया और फ्रांस की व्यवस्था 
में फिर गड़बड़ मच गयी। लछुईं पन्द्रहवाँ आरामतलब और 
विषयी निकला ओर राज्य की बागडोर वास्तव में दो स्लियों के--- 
जिनमें मेडम डी पोम्मेडोर प्रधान थी--हाथ में आ गयी। इसका 
फल यह हुआ कि सप्तवार्पिक युद्ध ( १७५६-६३ ) में फ्रांस 
की भारी पराजय ओर क्षति हुई और अमेरिका और भारत 
में साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न धूल में मिल्र गया । 

सन्‌ १७६४ से ७० तक चोइसल प्रधान मंत्री रहा | उससे 
फ्रांस की जलशक्ति को बढ़ाना चाहा। इसके समय में ही 
लारेन ओर कासिका फ्रांस में मिलाये गये । देश को ऋण से 
लदा तथा प्रजा को कष्टमय लथा असन्तुष्ट छोड़कर सन्‌ १७७४ 
में छुइ पन्द्रहवाँ भी मर गया | लक्षणों से वह जान गया था , 
कि फ्रांस में शीघ्र ही असन्तोष और उपद्रव फैलेगा। यह भारी 
उपद्रव उसके पुत्र छुई सोलहवें के समय में हुआ । 


अठारहवों अध्याय 


फ्रांस की राज्यक्रान्ति 


राज्यक्रान्ति के कारण 


किसी लेखक का कहना है-- फ्रांस की राज्यक्रान्ति के 
आरम्भ से, यूरोप का इतिहास, एक राष्ट्र के, एक घटना के 
तथा एक ही मनुष्य के इतिहास में लीन हो जाता है।” वह राष्ट्र 
फ्रान्स है, वह घटना क्रान्ति है तथा वह मनुष्य नेपोलियन है ? 
वास्तव में अठास्हवीं शताब्दी में यह एक ऐसी घटना हुईं जिसने 
यूरोप का इतिहास ही बदल दिया। यह घटना एक प्रकार के 
राजनेतिक भूकम्प के समान थी जिसने समस्त यूरोप को 
'(हिलाकर पुराने आचार विचारों को मिट्टी में मिला दिया। 
अब विचारने की बात यह है क्रि इतनी बड़ी घटना किस प्रकार 
घटित हुईं | क्या यह अकस्मात्‌ हो गई ? क्‍या इसका कोई 
कारण न था। इसके उत्तर में एक विद्वान का कहना है कि 
ऋन्तियाँ कभी भी बिना विशेष कारणों के नहीं होतीं। वे 
अकमस्मात्‌ नहीं होतीं। अतः इस घटना के कारण भी उतने हीं 
पबल होना चाहियें जितनी बड़ी यह घटना थी । इन कारणों 
को जानने के लिये हमें तत्कालीन फ्रांस की राजनेतिक तथा 
सामाजिक दशा का अवलोकन करना चाहिये । 

निरंकुशता--फ्रांस में यद्यपि नाम के लिये एक पालेमेन्ट 
थी परन्तु शासक वास्तव में पूंण खतंत्र थे । उनका काम आज्ञा 


यूरोप का इतिहास . १७८ 


देना तथा प्रजाका कार्य उस आज्ञा को शिरोधाय करना था । 
' परन्तु ऐसा राज्य चलाने के लिये शक्तिमान शासक की आवश्य- 
कता थी । लुई चौदह॒वाँ जबतक रहा, तब तक सब काम ठीक 
चलता रहा परन्तु उसके उत्तराधिकारी निर्बेल हुए और राज्य को 
न संभाल सके | राज्यभार खाश्थी मंत्रियों तथा सुन्दरी प्रेमि- 
काओं के हाथ में आ गया । लुईं १७वं के महल में अनेक 
सुन्दरियाँ रहती थीं, जिनमें ड्यूबाटी का अधिक प्रभाव था । 
राजा का अधिकांश समय ऐसे ही लोगों के साथ जाता था। इन 
कारणों से प्रजा असन्तुए्ठ हो गई और राजा के श्रति उसकी 
श्रद्धा घट गई । 

इसके अतिरिक्त वहाँ पर-जैसा इस समय बंगाल में है-- 
एक ऐसा भी कानून था जिसके अनुसार कोई भी सन्दिग्ध 
मनुष्य तुरन्त पकड़ा जा सकता था और बिना जॉच किये कारा- 
गांर में भेजा जा सकता था | इस कानून के कारण लोगों की 
खतंत्रता प्रतिक्षण सन्देह में रहती थी । उन्हें सभाएँ करने 
अथवा इकट्ठे खड़े होकर बातृचीत करने की भी मनाही थी। 

सामाजिक असमानता---उस समय फ्रांस में अनेक सामा- 
जिक श्रेणियाँ थीं जिनके अधिकार मिन्न २ थे | उनके मुख्य दो 
भाग किये जा सकते हैं। एक तो वे लोग जिन्हें कुछ विशेषा- 
धिकार प्राप्त थे तथा दूसरे वे जो उनसे वंचित थे। पहली श्रेणी 
में सरदार तथा ऊँची श्रेणी के पादरी थे जिनके पास सम्पत्ति 
अपार थी परन्तु जो कर नाममात्र का देते थे । दूसरे दर्ज में 
व्यापारी कारीगर तथा किसान थे। कर का सारा भार इन्हीं 
पर ओर विशेषतया किसानों पर पड़ता था। पादरी तथा 


१७९ फ्रांस की राज्यक्रान्ति 


सरदार फ्रांस की > भूमि के मालिक थे परन्तु कर से प्राय 
बिलकुल मुक्त थे। पादरी लोग धार्मिक कामकाज छोटे नोकरों * 
ओर पुजारियों पर छोड़ कर स्वयं बिलकुल सरदार बने रहते थे। 
इनका आदर भी बहुत होता था। अतः सरदारों के ऐसे लड़के 
जिन्हें जायदाद कम मिलती थी, अथवा जो उससे वंचित रह 
जाते थे, वे इस श्रेणी में भर्ती हो जाते थे। यहाँ उन्हें सब 
तरह का आरास था, उनका सम्मान होता था, सेना तथा 'बेड़े 
म॑ भी उन्हें अच्छी नोकरियाँ मिल जाती थीं, आमदनी खूब 
होती थी, जिससे ऐश का सारा सामान तैयार रहता था, सारा 
ठाठ नवाबी था । नीचे के पुजारी जो अधिकांश किसानों में से 
भर्ती किये जाते थे, बिलकुल ग़रीब थे, बहुत से पूरा भोजन भी 
न पाते थे परन्तु बड़ों को उनकी क्‍या चिन्ता थी, उन्हें अपने 
आराम से काम था | अतः ये छोटी श्रेणी के पुजारी भी असन्‍्तुष्ट 
ही रहते थे । 

इस भाँति सरदारों और बड़े महन्तों के बाद उनका नम्बर 
था जिन्हें ये विशेषाधिकार प्राप्त नश्ले। ये लोग 'टापर एटाट' 
( थड एस्टेट ) कहलाते थे । सध्यश्रेणी के लोग, व्यापारी आदि 
इन्हीं में शामिल थे । इनमें व्यापारी तथा अन्य कुछ लोग पढ़े 
लिखे होते थे और प्रायः ये ही लोग रुपया देकर म्युनिसपैल- 
टियों की मेम्बरी खरीद लेते थे | ये लोग धनवान थे। अतः दर्जे 
में नीचे समझे जाने के कारण असन्‍्तुष्ट थे। कारीगर वधा 
किसान आदि इन्हीं के आश्रित थे जिनकी संख्या सब से अधिक 
अथात्‌ ढाई तीन करोड़ थी परन्तु इनकी दशा बहुत हीन थी । 


कप 


उन्हें सरदोरों को मालगुजारीं देनी पड़ती थी। गिजें में सेंट 


'यूरोप 92/॥ यूरोप का इतिहास १५८८ 


चढ़ानी पड़ती थी, तथा राजा को कर देना पड़ता था जो प्राय 
' अधिक होता था ॥ इसके अतिरिक्त नई सड़कें, नहर आदि बनत॑ 
समय उनसे जबरदस्ती बेगार ली जाती थी । उनके लड़कों को 
भी नाममात्र के वेतन पर सरदारों तथा जमींदारों के यहाँ नौकरी 
करनी पड़ती थी । इस भाँति उनमें से बहुतों को निवाह के लिये 
रात में चन्द्रमा के उजाले में हल चलाना और अनाज बोना 
'पड़ता था क्‍योंकि दिनमें उन्हें समय ही न मिलता था। फिर 
उनके ये खेत भी सुरक्षित न थे। सरदारों को शिकार का पूरा 
अधिकार प्राप्त था, तथा उनके जानवर गाय, बेल, घोड़े आदि 
'म्वेच्छापूषक फिर सकते थे । अतः किसानों को अपने खेतों के 
चारों ओर मेढ़ बॉधने का अधिकार न था, क्योंकि इससे सरदारों 
के जानवरों के स्वेच्छापूवक विचरण में बाधा पड़ती थी । 
कर उगाहने का वरीका भी दूषित था। कर उगाहने 
का ठका कुछ सरदारों को पहले ही एक निश्चित रकम लेकर दे 
दिया जाता था । अतः सरदार अब मनमाना कर वसूल कर सकत् 
थे ओर न देने पर किसानों प्र खब अत्याचार करते थे। उनकी 
सूरत देखकर गाँव वाले काँपने लगते थे और अनेक बीमार भी 
पड़ जाते थे परन्तु इस भाँति भी वे कर देने से बच न सकते थे। 
उनके चौपाये, किंवाड, खाट आदि नीलाम कर करके कर वसूल 
किया जाता था । इस भाँति गाँव अस्पताल बन रहे थे जहाँ 
अनेक मनुष्य भूखों मरते थे। अनेक बीमार हो कष्ट से कराहते थे । 
हैं राजनतिक अधिकार बिलकुल न थे । कुछ लोगों ने साहस करके 
राजा के पास लिखकर शिकायत भी की परन्तु नतीजा यह हुआ 
कि राजा ने महल की खिड़की से उनकी भीड़ को देखा, उनके 


१८९ , फ्रांस की राज्यकान्ति' 


ग्राथना-पत्र को केवल देख लिया पर उसे पढ़ा भी नहीं और उनके 
दो मुखियाओं को फौरन फ्रॉँसी पर चढ़ा किया और शेष को 
भगा दिया | 

कहते हैं कि उस समय फ्रांस की ही नहीं, बल्कि समस्त 
यूरोप के किसानों की ऐसी ही दशा थी, और कहीं २ इससे भीः 
ख़राब थी । परन्तु बात यह थी कि अन्य देशों के किसान उन 
कष्टों को चुपचाप सह लेते थे और बहुत अंशों में भाज्गत के 
किसानों के समान उन्हें ज्ञान भी न था कि उनके कष्टों का मूल 
कारण क्या है ? परन्तु फ्रांस के किसानों में विद्वानों के प्रभाव 
से--जैसा कि हम आगे देखेंगे--जाग्रति उत्पन्न हो गई थी और 
उन्हें अपनी स्थिति का पता चल गया था | इसी कारण यह 
क्रान्ति फांस से ही आरम्भ हुईं । 

तत्कालीन साहित्य--इस भाँति फ्रांस की सभी श्रेणियों 
में असन्तोष फेला था। लोगों की क्रोधामि धीरे २ चढ़ रही 
थी इसी समय वहाँ के तत्कालीन साहित्य ने वायु के मोंकों 
का काम किया। इस समय का फ्रांस का वेदान्त क्रान्तिकारी था, 
जिसका उद्देश तत्कालीन सरकार और समाज का विरोध करना 
था। उस समय के लेखकों में माण्टोस्क्यू, वाल्टेयर तथा 
रूसो बहुत अ्रसिद्ध हैं. तथा फ्रांस पर उनका प्रभाव भी बहुत 
पड़ा । वास्टेयर बड़ा विद्वान था। वह कविता, इतिहास: 
नाटक, वेदान्त, धर्मेशाख आदि सभी विषयों में अद्वितीय 
था। उसके लेखों ने प्रजा के हृदय में राजा तथा धरम के 
लिये श्रद्धा कम कर दी । वह राज्य में अनेक सुधार चाहता 
था। रूसो उसमें भी बढ़ा हुआ था। उसका कहना था 


'यूरोप का इतिहास 9८ 


न्द्‌ं 


'कि समाज की नींव व्यक्तियों के आपस के समभोते पर है। उसने 
' अ्सिद्ध पुस्तक लोशल कन्ट्राक्ट” लिख कर बतलाया कि सब 
मनुष्य स्वतंत्र तथा बरावर हैं। उसका कहना था.कि मनुष्य 
ध्वतंत्र उत्पन्न हुआ है परन्तु अत्यक जगह बन्धन में पड़ा हुआ 
'है। उसके अनुसार वह सरकार जिसके कार्यों में समस्त प्रजा का 
भाग नहीं है सच्ची सरकार नहीं हैं। असली शक्ति जनता के 
हाथ में है । सरकार की उत्पत्ति जनता से ही है। अतः जनता को 
सरकार को पलट देने का भी अधिकार है। सदियों से अत्या- 
चार से पीड़ित तथा दुखी मनुष्यों पर इन लेखों का बड़ा 
प्रभाव पड़ा । 
आर्थिक दशा--दुभाग्य से इसी समय फ्रान्स की आर्थिक 
दशा भी बहुत बुरी थी। छुई चोदहवें के युद्धों के कारण फ्रान्स 
पर बहुत ऋण हो गया था तथा उसके पश्चात भी प्रबन्ध ठीक 
न होने से ऋण बढ़ता ही गया | छुई पन्द्रहवें ने भी अपने कृपा- 
पात्रों पर तथा ऐशआराम में यथेच्छ धन उड़ाया । उसके बाद 
भी खर्च बढ़ा ही रहा परण्तु आय न बढ़ी। १७८५ में आय २ 
करोड़ से कम थी परन्तु व्यय २॥ करोड़ हुआ । । 
ऐसे समय में सन्‌ १७७४ में लुई पन्द्रहवें की मृत्यु हुई और 
उसके पापों का ग्रायश्रित्त करने के लिये उसका पुत्र छुई सोलहयाँ 
गद्दी पर बेठा । वह सुशील राजा था, पिता के समान अबगुणी 
न था तथा राज्य सें सुधार भी करना चाहता था, परन्तु अब 
सुधारों का समय निकल चुको था, फ्रांस में असन्तोप बहुत बढ़ 
चुका था। इस समय की स्थिति के सुधारने के लिये किसी योग्य 
दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ तथा दृढ़ शासक की आवश्यकता थी; परन्तु. 


१८३ फ्रांस की राज्यक्रान्ति 


बिचारा लछुई सीधा सादा मनुष्य था । अतः वह स्थिति कों न 
सम्हाल सका । | 

सबसे पहिले आथिक दशा ने उसका ध्यान अपनी ओर 
खींचा । सीभाग्य से उसे टरगट नाम का एक अनुभवी मन॒ष्य भी 
मिल गया । उसने अनेक विभागों में वयय कम किया और कई 
नई युक्तियों से आमदनी बढ़ाई परन्तु फिर भी उसे पूर्ण सफलता 
न मिली। एक उपाय ओर था परन्तु कया वह कायोन्बित हो ,सकता 
था ? सरदारों की आमदनी बहुत अधिक है क्‍या उनसे डसी 
हिसाब से कर नहीं लेना चाहिये? बह इस प्रकार सोचता ही था 
कि पालमेंट के सरदारों ने एकदम टरगट को हटाओ? की पुकार 
मचा दी। राजा बिचारा निवल था तथा अपनी ख्री मेरिया 
एण्टोइनेट-आस्ट्रिया की मेरिया थेरेसा की सुन्दर पुत्री-के प्रभाव 
में था। खत्री ने भी सरदारों का साथ दिया ओर टरगट को पद 
से अलग होना पड़ा । इतने ही समय में उसने कई काय कर 
लिये थे और यदि वह बना रहता तो बहुत सम्भव था कि स्थिति 
खुधर जाती । 

फिर कुछ दिनों बाद दूसरा असिद्ध अथमन्नी नेकर हुआ | 
वह जेनोवा का एक प्रसिद्ध तथा अनुभवी बेंकर था। यूरोप म्लें 
उसकी ख्याति तथा साख थी । उसने पहले व्यापार तथा उद्योग 
की वृद्धि के लिये कागज़ी रुपया जारी किया । वह करों को कम 
करना तथा ग्रांतों में ग्रतिनिधि-मण्डल स्थापित करना चाहता था 
जिससे प्रजा का असन्तोष कम हो जाय । उसने राज्य के आय- 
व्यय का हिसाब प्रकाशित भी किया । शांति के समय नेकर 
सफल हो जाता परन्तु यही पछम्तय अमेरिका के स्वातन्त्रय-युद्ध का 


यूरोप का इतिहास द . श८४ 


था। फ्रांस ने इंगलेंड से पिछली हारों का बदला लेने का अच्छा 
' अवसर समझ कट अमेरिका की बहुत सहायता की जिससे 
उनकी विजय हो गई और उन्हें स्वतन्नता मिल गई। परन्तु इस 
से ऋरॉस को क्‍या लाभ हुआ ? उसने धन जन का भारी त्याग 
किया किन्तु परिणाम उल्लटा हुआ | फ्रांस का ऋण बहुत अधिक 
बढ़ गया तथा अमेरिका से जो लोग लौटे वे भी स्वतन्नता के 
विचार लेकर आये ओर अपने देश में भी उन्होंने अमेरिका के 
समान ग्रजातन्त्र स्थापित करना चाहा । अब नेकर को भी सर- 
दारों पर कर लगाने के अतिरिक्त और कोई उपाय न सूमा। परंतु 
यह सोचते ही उसे भी टरगट की भाँति अपने पद से अलग 
होना पड़ा, यद्यपि प्रजा ने इसके लिये बहुत खेद्‌" प्रकट किया । 
राजा ने अब प्रजा से और अधिक कर वसूल करना चाहा परन्तु 
प्रजा का कहना था कि कर बढ़ाने या घटाने का अधिकार स्टेट्स 
जनरल ( फ्रान्स की प्रतिनिधि सभा ) को है। स्टेट्स जनरल को 
१६१४ से रिचल्धू तथा लुई चौदहवें ने बन्द कर रखा था ओर 
निरंकुश राज्य आरम्भ कर द्विया था। उस सभा को बुलाना राजा 
के अधिकारों में कमी करना था, परन्तु अन्य कोई उपाय न था । अतः 
उदास मन से राजा ने स्टेट्स जनरल को बुलाने की भाज्ञा दे दी । 
अब तक तीनों दलों--पादरी, सरदार तथा ठतीय ओ्रेणी-के प्रति- 
निधियों की संख्या बराबर होती थी परन्तु इस बार तृतीय श्रेणी 
अर्थात्‌ जन साधारण के अधिक ज़ोर देने के कारण उनकी संख्या 
शेष दोनों दलों के बराबर कर दी गई । अथात्‌ ६०० से अधिक 
प्रतिनिधि जनसाघारण के थे और इतने ही .पादरी तथा सरदारों 
के सम्मिलित प्रतिनिधि थे । प्रजा की प्राथेना पर नेकर भी फिर 


',१८५० फ्रान्स की राज्यक्रान्ति 


अपने पद पर नियत किया गया । इसी भाँति एक सौ पचहत्तर 
वर्ष बाद स्टेट्स जनरल का पुनजेन्म हुआ | श्रजा के प्रभाव तथा - 
राजा के ऊपर उसकी बिजय का यह पहला अवसर था । 


क्रांति का आरप्म 


५ 9. 


सन्‌ १७८९ के आरम्भ में ही वर्सेलीस में नई स्टेट्स जनरल 


की बेठक हुईं । अब तक फांस में यह्‌ नियम था कि तीनों दलों के 
लोग किसी विषय पर अपनी सम्मति व्यक्तिगत रूप से न दे सकते 
थे; अथाव्‌ पहले उस विषय पर तीनों दलों में अलग २ बहस होती 
थी ओर उसमें बहुमत के अनुसार समस्त दल की सम्मति निश्चित 
कर ली जाती थी,। फिर तीनों दलों की सम्मिलित बेठक होती 
थी और अलग २ तीनों दलों की सम्मति ली जाती थी। 
जिघर दो दल हो जाते डधर ही बहुमत होता था तथा उधर 
ही विजय होती थी । इस भाँति पादरी तथा सरदार मिलकर 
सदा दतीय श्रेणी के लोगों को हरा देते थे। अतः इस स्टेट्स 
जनरल के आरम्म में ही ठृतीय श्रेणी के सभासदों ने यह 
सूचना दी कि तीनों दलों की बेहँक इकटठ्ठटी हो और मत 
व्यक्तिगत रूप से माना जाय न कि दलबन्दी के हिसाब से | 
केवल इसी भाँति वे शेष दोनों दलों को हरा सकते थे । क्योंकि * 
उन्होंने अपने मेम्बरों की संख्या शेष दोनों दलों के मेम्बरों के 
बराबर कर ली थी | प्रजा की राय तथा एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
मिराबू की राय भी उन्हीं के पक्ष में थी। परन्तु पादरी तथा 
सरदार अपनी बेठक अलग ही रखना चाहते थे और. उन्होंने 
तृतीय श्रेणी के भेम्बरों के साथ. बेठने से इनकार कर दिया । 
१२ 


यूरोप का इतिहास १८६' 


> ह 


प्रजा की राय अपने पक्ष में होने से उत्साहित होकर तृतीय 
श्रेणी के लोगों ने सरदारों के न मानने पर एक बहत साहस का 
काम कर दिखाया। उन्होंने अपनी अलग सभा बना ली और उसका 
नाम राष्ट्रीय सभा' रख लिया ( १७ जून १७८५ ) और अपना 
नाम तृतीय श्रेणी! कहलाना नासपन्द किया और उस पते से आये 
हुये पत्र खोलने से भी इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंन शेष दोनों 
को सूचना दे दी कि राष्ट्र के सच्चे प्रतिनिधि हम हैं । यदि तुम 
लोग भी शासनकाय में सम्मिलित होना चाहते हो तो हमारा साथ 
दो अन्यथा हम खयं ही सारा काय करना आरम्भ कर देंगे। 
यह घटना स्वयं ही क्रान्तिकारी थी । 

राजा ने घबराहट में उसकी बेठक बन्द कर दी। इस पर क्रद्ध 
होकर वे लोग दोड़ कर पास के टेनिस छूब में पहुँच गये ओर 
सब ने मिलकर शपथ खाई कि हम सब एक रहेंगे ओर जब तक 
नया शासन-विधान तैयार न करेंगे तब तक अलग न होंगे । 
उसके एक सेम्बर एवीसीस के अस्ताव पर मिराबू ने राजा को 
अन्तिम सूचना दी कि आप हमारे कार्यों को उचित और न्याय- 
युक्त मान लें अन्यथा हम अपना काय और आगे बढ़ाबेंगे और 
हमें आपके विरुद्ध कायं करना पड़ेगा । नीची श्रेणी के ग़रीब 
. पुजारी स्वभावतः ही इस दल में सम्मिलित हो गये तथा ला 
फायट के कहने से कुछ सरदार भी इसमें आ मिले । इस भाँति 
यह राष्ट्रीय सभा पूरी हो गईं । 

शजा ने कुछ लोगों के बहकाने से इस साहसी सभा को 
दबाने का प्रयत्न किया । पेरिस के चारों ओर सशख्र सेना चक्कर 
लगाने लगी । इससे गिरफ़्तारी के डर से राष्ट्रीय सभा घबराने 


१८७ फ्रांस की राज्यक्रांति 


लगी परन्तु मिराबू ने फिर राजा को सूचना दी कि वह सेना को 
हटा ले, जिसका कुछ दिनों तक राजा ने कुछ उत्तर न दिया । . 

इस समय राजधानी पेरिस में बड़ी अशान्ति थी। अतः नगर 
'के मुखियाओं ने अपनी एक स्वतंत्र कमेटी बनाकर नगर की रक्ता 
का भार स्वयं अपने ऊपर ले लिया । धीरे२ इसने अपने प्रभाव से 
“राष्ट्रीय सभा' को भी दबा दिया । नगर की रक्षा के लिये नव- 
युवकों की एक नई सेना भी तैयार कराई जिसका नाम 'राष्ट्रीय- 
रक्षक गारद्‌' या दल रख लिया | 

इस भांति जब पेरिस नगर क्रांति के लिये तैयार था तो राजा 
'ने नेकर को, जो इस ससय बहुत लोकग्रिय हो गया था, उसके 
शत्रुओं के बहकावे सें आकर, अलग कर दिया। इससे प्रजा में 
बड़ा क्रोध फेल गया । अब तक भरंगड़ा सरकार तथा जनता के 
प्रतिनिधियों में ही था पर अब जनता खय॑ लड़ने के लिये तैयार 
हो गई । १४ जुलाई को ऋरद्ध जनता ने नगर के पुराने कारागार 
बेस्टाइल को तोड़ दिया जिसमें अनेक राजनीतिक क़ेदी सड़ रहे 
थे और उसकी चाबी का गुच्छा खतंत्न-भूमि अमेरिका को भेज 
दिया । इसमें अस्सी २ नव्बे २ बरस के ऐसे क़ंदी थे जिन्होंने 
कभी रोशनी के दशन भी नहीं किये थे । इसके पतन से निरं- 
कुशता का साज्ञात्‌ स्वरूप नष्ट हो गया तथा पुरानी राज्य-प्रथा 
'का अन्त हुआ | इस घटना से फांस में तथा बाहर भी बड़ा उत्साह 
तथा हष फैला। यह प्रत्यक्ष प्रमाण था कि असली शक्ति अब 
सरदारों से निकल कर साधारण जनता के हाथ में आईं । 

राजा ने घबड़ा कर नेकर को फिर उसी पद पर नियत किया 
तथा पेरिस-सभा और राष्ट्रीय रक्षेक-दल को न्याययुक्त मान लिया; 


यूगेप का इतिहास श्ट्ट 


परन्तु बेस्टाइल के तोड़े जाने की खबर बिजली की भांति समस्त 
प्रान्तों तथा गाँत्रों में फेल गई थी । जगह २ किसानों के उपद्रव 
आरम्भ हो गये। सरदागें के किले छूट लिए गये और उनके सब 
कागज पत्र जलाये जाने लगे जिनसे उन्हें बंगार आदि का अधि- 
कार था। बहुत से सरदार देश से बाहर भाग गये और जो रह 
गये उन्होंने किसानों से बेगार लेने के तथा और कई अधिकार 
छोड़ दिये ओर ४ अगस्त की उनकी एक सभा में इसी बात पर 
प्रतिद्दन्द्विता हुई कि कौन अधिक अधिकार छोड़ता है। इस भांति 
उनके सब अधिकार चले गये । 

छुईं सोलह॒वाँ प्रजा की भलाई चाहता था परन्तु बह चतुर 
तथा दूरदर्शी न था। वह शासन में भी कुंछ सुधार करना 
चाहता था परन्तु वह इस इच्छा का लाभ न उठा सका। 
राष्ट्रीय सभा की सफलता देखकर उसने उत्साह से सभा का 
साथ नहीं दिया । बेस्टाइल के पतन के बाद भी यदि वह 
सुधारकों का नेता बन जाता तो उसकी स्थिति हृढ़ बनी रहती, 
परन्तु उसने ऐसा न किया और धमका कर सुधारकों को 
दबाना चाहा। फल यह्‌ हुआ कि सभा ने लछुट्े को ही नहीं: 
बल्कि राज्यप्रथा को ही प्रतिनिधी-सत्ता का शत्रु बताया । 

उधर राष्ट्रीय-सभा राज्यव्यवस्था तैयार करने में लगी हुई 
थी । हमें उसकी ओर भी एक दृष्टि डाल देनी चाहिये। वहाँ 
पर कुछ लोग सभापति की दाहिनी ओर बेठे थे और कुछ 
बाई ओर ओर कुछ सामने दाहिनी ओर के लोगों में प्रधान 
मिराबू और ऐवीमारी थे। यह दल ग्रजातंत्र का पक्षपाती था 
तथा विशेषाधिकारों का कट्टर विरोधी था। जनता अधिकांश इसी 


धूरोप का इतिहास १९८. 


में ही रक्खी गई । अच्छे प्रबन्ध के लिये फ़ान्स ८३ विभागों में 
बाँटा गया" जिनके अन्तर्गत ज़िले, केन्टन, कम्यून आदि और 
भी विभाग होते थे । कानून तथा न्याय में भी सुधार किये 
गये। पेरिस में एक अपील सुनने की अदालत स्थापित की 
गई । कानूनों को सरल किया गया तथा जज भी चुनाव द्वारा 
६ बषे के लिये नियत होने लगे। आधिक दशा सुधारने के: 
लिये गिरजों का माल ज़ब्त करके बेंच दिया गया। उनकी 
जायदाद राष्ट्र की सम्पत्ति मानी गईं तथा महन्तों और पादरियों 
के लिये रियाअत से उचित तनख्वाहें बाँध दी गई ओर वे भी 
चुनाव द्वारा नियत किये जाने लगे | परन्तु धर्म के विरोधी 
'भी बहुत थे। उन्होंने इस प्रकार राज्य के धर्म में हस्तक्षेप 
करने के कारण हल्ला मचा दिया तथा कुछ पादरियों और 
सरदारों से मिलकर अपना अलग 'महामण्डल' बना लिया। दूसरे 
व्यवस्थापक सभा तथा कायकारिणी सभा ( राजा तथा मंत्रि- 
मण्डल ) में एक दूसरे के अ्रति सन्देह, तथा लिखा पढ़ी में अति 
कठिनाई होने के कारण यह व्यवस्था अन्त में सफल न हुई । 

बिचारा राजा इन सब घटनाओं को अपने सामने होते 
“ देख रहा था पर उसका कुछ बस नथा। वह केवल कभी २ 
एकान्त में कुछ आँसू बहा लिया करता था। रानी का भी यही 
हाल था । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि राष्ट्रीय सभा में मिराबू का 
प्रभाव अधिक था । वह यद्यपि सरदार था परन्तु जनसाधारण 
के अधिकारों का पक्तपाती था तथा उन्हीं की ओर से वह प्रति- 
_ निधि भी चुना गया था। वह बुलन्द आबाजवाला, घाराग्रवाही 


१९४१ फ्रांस की राज्यक्रांति 


वक्ता था तथा उसके व्याख्यानों का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता 
था। वह केवल सुधार चाहता था, प्रजातन्र ऋहीं |, कुछ दिन 
बाद वही राष्ट्रीय सभा का सभापति भी हो गया:। नगर में 
अशान्ति तथा असन्तोष को बढ़ते देख कर उसने कई बार राजा 
को भाग जाने की भी सलाह दी, परन्तु राजा ने उसपर ध्यान 
नदिया । 

इधर एक दूसरी घटना की तैयारी हो रही थी | फ्रान्प्न में 
बेस्टाइल का पतन हो गया। स्वतश्रता स्थापित हुईं। शक्ति प्रजा के 
हाथ में आई । सब कुछ हुआ किन्तु लोगों की अन्न की तकलीफ़ 
वेसी ही बनी रही । अनाज सस्ता न हुआ बल्कि अकाल पड़ने से 
ओर महँगा हो गया । अनेकों मनुष्य भूखे रहने लगे, बच्चों को 
प्रतिदिन प्रातःकाल रोटी के लिये रोते हुए माताएँ न देख सकीं । 
एक दिन वे सड़क पर जमा हो गई और उन्होंने सोचा कि राजा 
और रानी को अपनी दशा सुनावें; परन्तु राजा पेरिस में अशान्ति 
देख कर सकुटुम्ब वर्सेलीस में रहने लगा था। अतः इस ख्री- 
पल्टन ने वहीं जाने के लिये कमर कल ली । पाँचवीं अक्तूबर का 
प्रात:काल इस नवीन तमाशे के लिये निश्चित किया गया था। लोगों 
ने इन ८-१० हजार घाँवरी वालियों का तमाशा बड़ी आतुरता 
से देखां। उस भीड़ में 'वर्सलीस को चलो” का शोर था। उनका 
कहना था कि हम राजा को पेरिस में लावेंगें और उससे उचित 
प्रबन्ध करने के लिये कहेंगे । यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो 
उसे अपना राजमुकुट उतार देना चाहिये । इस भाँति यह जुलूस 
वर्सेलीस पहुँचा । राजा ने खिड़की में से काँक कर पूछा कि क्‍या 
बात है ? नीचे से उत्तर मिला कि हम महाराज से कुछ बातचीत 


यूरोप का इतिहास १९२ 


करना चाहती हैं | कुछ ओरतं अन्दर गईं और उनके प्रसन्नमुख 
' लौटने से सबने समझ लिया कि वे सफल हुईं। वर्सेलीस से 
शीघ्र ही यह बरात पेरिस को चली । आगे २ ख्तरियाँ, बीच में 
राजा की गाड़ी तथा पीछे से कुछ पेदल तथा सवार थे । राजा 
परिस के पुराने ट्रिवलरीज़ नामक महल में रहने लगा । 

अक्तूबर सन्‌ १७८९ अर्थात्‌ जब से औरतें राजा को पेरिस 
लाई थीं, तब से वह एक प्रकार का बन्दी हो गया था। उसके 
हाथ से सब शक्ति छीन ली गइथी तथा उसके प्रति असन्तोष बढ़ता 
जाता था। इस भाँति लगभग दो वर्ष उसने काटे । वह अपने 
महल के पास के बाग में स्ररी, एक बहिन तथा एक दो बच्चों को 
साथ लेकर कभी २ मन बहेलाया करता था । अब उसे मिराबू 
की सलाह का ओचित्य ज्ञात होता जाता था, परन्तु सन १७०१ 
में ही उसका एक मात्र प्रभावशाली पक्तपाती मिराबू भी मर 
गया । अब राजा ने फान्स से भागने का निश्चय किया । २० जून 
१७९१ को उसने सकुटुम्ब गुप्त रीति से फ्रान्स से प्रस्थाव कर 
दिया परन्तु जब बिलकुल सीमा पर पहुँच गया था तो कुछ लोगों 
ने उसे पहचान कर रोक लिया। यह समाचार कट चारों ओर. 
फ फेल गया। अभागा लुई फिर पेरिस लाया गया। अब वह बिलकुल 
पराधीन तथा प्रजा का बन्दी था । 

उसके इस कृत्य का परिणाम और भी बुरा हुआ। अब 
प्रजा में उसके प्रति त्रिलकुल भक्ति न रही । क्रान्ति को एक नया 
रूप मिला । सभा में एक नया दल खड़ा हो गया जिसके नेता 
रोब्सपीयर तथा डेण्टन थे । इन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया 
कि भागने का प्रयत्न करने से छुइई ने सिंहासन स्वयं ही छोड़ . 


१०९०३ . फ्रांस की राज्यक्रान्ति 
७७७७७७७७७॥७/७श/ए७ए ७७७७७एूां 


दिया है । अतः उस पर छुई का अब कोई अधिकार नहीं है। अब 
यहाँ पर श्रजातन्त्र स्थापित होना चाहिये परन्न्नु अब्न भी बेध- 
शापन चाहनेवालों की संख्या कम न थी । ये लोग बढ़े परिश्रम- 
पूवक तैयार किये गये। ये वर्तमान संगठन को तोड़ना नहीं चाहते 
थे । उन्होंने राजा को फिर सिंहासन पर बिठा दिया । राजा को 
अपनी स्थिति दृढ़ करने का एक अवसर ओर मिला। उसने प्रचलित 
राज्य-व्यवस्था के अनुसार चलने की शपथ खाई । इतना करके 
राष्ट्रीय सभा भंग हो गई । 


व्यवस्थापक सभा 


१ अक्तूबर १७९१ को नई व्यवस्थापक सभा बैठी जिसमें 
७४५ मेम्बर थे। इनमें सभी नये तथा अनुभवहीन थे । इनमें 
कुछ लोग प्रजातंत्रबके पक्षपाती भी थे ओर वे क्‍लबों द्वारा देश में 
अपने मत का प्रचार कर रहे थे। इनमें जेकोॉबिन तथा कार्डे- 
लियर दो कृब विशेष प्रसिद्ध हो गये | जेकोबिन छब में पहले 
शिक्षित तथा उदार दल वाले लोगॉन्का ज़ोर था परन्तु शीघ्र ही 
ये प्रजातंत्र के कट्टर समरथक हो गये जिनमें रोब्सपीयर प्रधान था । 
जगह २ इस छुब की शाखाएँ खुल गई जिसमें देशभर में इसका 
अभाव हो गया। दूसरे कृूब का नेता डेन्टन था। यह भी प्रजातंत्र 
का पक्तपाती था। इन छुबों में सामयिक तथा राजनैतिक प्रश्नों 
पर खूब बहस होती थी । 

इस भांति व्यवस्थापक सभा में शीघ्र ही कई दल हो गये । 
णक दल बेघ-शांसन का समर्थक था तथा दूसरा ग्रजातंत्र का । 
अजातंत्र चाहने वालों के भी दो दल थे जैसा कि ऊपर कहा गया है । 


यूरोप का इतिहास १९४ 


डेग्टन का दल कुछ नम था तथा पशुबल का विरोधी था परन्तु 
जेकोबिन्स दल (जिसके मेम्बर ऊँची जगह पर बठने के कारण 
बाद में माउन्टेन्स' अथवा पवत कहलान लगे थ ) गर्मदल था। 
वे प्रजातंत्र की रक्षा के लिये उचित, अनुचित, न्याय्य, अन्याय्य 
सब साधन खीकार करने को तैयार थे । 

इस सभा ने पहले पादरियों का पुनर्संगठन किया और इसके 
अनुसार आचरण करना जिन पाद्रियों ने अस्वीकार किया, उन- 
की तनख्वाहें बन्द कर दीं । 

बाहर भागे हुए सरदार अन्य देशों के राजाओं से क्रान्ति 
को दबाने के लिये सेना मांग रहे थे । अतः उनको फिर देश में 
बुलाया गया और एक तिथि भी नियत कर दी गईं कि यदि कोई 
उसके अन्दर न आवेगा तो वह मत्युदए्ड का भागी होगा । परंतु 
राजा ने इस आज्ञा को अस्वीकार कर दिया; जिसका, व्यवस्था के 
अनुसार उसे अधिकार नहीं था। यह देखकर श्रजा बहुत असंतुष्र 
हुई और उसकी शपथ का भी विश्वास चला गया क्योंकि राजा 
व्यवस्था को पालन करने की शपथ खा चुका था । 

फ्रांसीसी जनता ने जितने अधिकार प्राप्त कर लिये थे, बह 
उन्हें अपने देश में ही रखने से संतुष्ट नहीं थी । वह चाहती थी 
कि समस्त युरोप की पजा को भी वेसे ही अधिकार मिलें । 
यूरोप में इन सिद्धान्तों का प्रचार होते देख अन्य राजा 
बड़े चिन्तित हुए । आए्टिया के राजा लीयापाल्ड द्वितीय ( जो 
जोसफ़ द्वितीय के मरने के बाद १७५९० में गद्दी पर बेठा था 
और लुई सोलहवें की रानी मेरी एम्टाइनेट का भाई था ) ने 
अपनी बहन के कई करुणापूर पत्र पाकर उसकी रक्षा के लिये: 


१९५७ फ्रांस की राज्यक्रांति 


तथा उदृण्ड फ्रांसीसी जनता को दबाने के लिये वहाँ पर अपनी 
सेना भेज दी ओर फांस के राजा की रक्षा करना उम्नने यूरोप के 
सब राजाओं का धरम बताया। इस भाँति प्रशा भी आस्ट्रिया से 
मिल गया । इधर फांस के जो अमीर बाहर चले गये थे, उनके 
प्रति फांस में यह सन्देह हो रहा था कि वे अन्य राजाओं से 
सेना लेकर फ्रांस पर चढ़ाई करेंगे। यह भी संदेह हो रहा था कि 
राजा छुई भी उनसे मिला हुआ है। इसे जानने की इच्छा से 
फ्रांस की व्यवस्थापक सभा ने आसर्ट्रिया के सम्राद के पास एक 
पत्र लिखकर पूछा कि फ्रांस से भागे हुए सरदारों के साथ उसका 
केसा सम्बन्ध है? इस पत्र के उत्तर में आस्ट्रियन सम्राट ने फ्रांस 
की उद्दण्ड जनता की बहुत निनन्‍्दा की । इससे फ्रांस में बहुत 
लोग युद्ध के लिये तैयार हो गये, परंतु कुछ लोग युद्ध के विरुद्ध 
भी थे, जिनमें रोब्सपीयर, डेन्टन तथा मेरट प्रधान थे! इस 
भाँति वहाँ भी दो दल हो गये जिनमें ठेंघ बढ़ता गया । 

युद्ध हुआ, आरम्भ में फ्रांस की सेनाएँ हारने लगीं । इससे 
लोगों को राजा पर और क्रोध आह्या क्‍योंकि उन्होंने समझा कि 
राजा अपने छुटकारे के लिये आस्ट्रिया की जीत चाहता है। 
वक्ताओं ने उसे अत्याचारी, धोखेबाज़ खुले बाज़ार कहना 
आरम्भ कर दिया और उस पर आक्रमण करने की धमकी दी । 
यह दशा देख कर त्रन्सविक के ड्यूक ने आज्ञा निकाली कि यदि 
राजा के शरीर अथवा कुद्धम्ब को कोई क्षति पहुँची तो सब 
नगर उजाड़ दिया जायगा । फ्रान्सीसी लोग इस आज्ञा के कारण 
क्रोध से पागल हो गये ओर उन्होंने राजा के महल पर भी 
भाक्रमण कर दिया । राजा के स्विस रक्षकों ने इस अवसर पर 


यूरोप का इतिहास १९६ 


अपूब साहस दिखाया । अपनी जान रहते उन्होंने राजा को हाथ 
न लगने दिया परन्तु उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी | भीड़ अपार 
थी । एक २ करके वे सब वहीं पर सो गये परन्तु उनकी वीरता 
'की स्मृति दिलाने के लिये स्वीजरलेएड की राजधानी बने में 
एक सिंह की मूर्ति बनी हुई है । राजा का महल घूल में मिला 
दिया गया और उसे भाग कर व्यवस्थापक सभा के भवन में 
आश्रय लेना पड़ा । अब नयी राज्य-व्यवस्था फिर तैयार की गई । 
शाजा को पदच्युत मान लिया गया । अब पेरिस में रोब्सपीयर, 
मेर्ट आदि का दल-जो जेकोबिन दल कहलाता था--अधान था 
और उन्होंने पेरिस की पुरानी सभा तोड़ कर अपना नया 'कम्यून 
स्थापित किया | जिस समय इधर ये घटनाएँ हो रही थीं, उधर 
आस्ट्रिया की सेना पेरिस की ओर बढ़ती आती थी। स्थिति भया- 
'बह देखकर तथा इस शंका से कि राजा के पक्षपाती लॉग उस 
सेना को सहायता देंगे, रोब्सपीयर आदि ने छोध से पागल होकर 
सब राजपत्ञप्रातियों के कत्ल की आज्ञा दे दी। पाँच दिन तक 
वे लोग ढूँढ़ २ कर मारे गये। ते क़रैदी भी जिन पर राजभक्त होने 
का सन्देह था, गली में गोली से छड़ा दिये गये । इस भाँति 
लगभग एक हज़ार से अधिक स्त्री पुरुषों की हत्या की गई । यह 
१७९२ का सितम्बर का क्रत्ल' है । अब आस्ट्रिया के विरुद्ध एक 
हृढ़ सेना भेजी गई जिसने वाल्मी स्थान पर शत्रुओं को हरा कर 
फ्रान्स का भय दूर कर दिया। इस विजय की खुशी में लोग 
उस दल के सब क्रूर कृत्यों को भूल गये। राजा के हट जाने से 
व्यवस्थापक सभा खयं टूट गई थी। अब निशनल कन्वेन्शन' नाम 
की एक और सभा बनाई गई । 


५९७ क्रांस की राज्यक्रान्ति 


इस नई सभा में एक भी राज-पक्तपाती न था। फ्रांस में 
प्रजातन्न की घोषणा कर दी गईं ओर २१ जन १७९२ से नया 
साल (सम्बत्‌ ) आरम्भ हो गया। सब दिनों तथा महीनों के नाम 
बदल दिये गये यथा जुलाई का नाम थर्मीडर € गर्मी ) तथा 
अप्रेल का नाम जर्मिनल ( वसन्‍्त ) आदि रक्खा गया | 

अब इस कन्वेन्शन के सामने एक ओर प्रश्न उठा। राजा 
का कया किया जाय ? सब लोग राजा से अग्रसन्न*थे । उसे गली 
बाजारों में गालियाँ दी जाती थीं। कितना परिवर्तन ! जिसके 
पुरखाओं की निरंकुश शक्ति के सामने कोई चूँ तक न कर पाता 
था, उसी का अब यह हाल ! कमेटी ने निश्चित किया कि राजा 
अत्याचारी, देश-द्रोही तथा ,धोखेबाज़ है। अतः उसे प्राणु-द्‌ण्ड 
मिलना चाहिये । राजा इन न्यायी पश्चों के सामने दण्ड सुनने 
के लिये बुलाया गया । अब वह एक साधारण अपराधी था 
कोई उसके लिये उठ कर खड़ा न हुआ । उसने चुपचाप बेंच पर 
यठ कर आज्ञा सुनी और प्रजा के निश्चय को स्वीकार किया ! 
२१ जनवरी १७९३ को उसे फ़ांसी पर लटकना पड़ा ! 

इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा । अपराधी के मरने पर 
' भी लोगों के हृदय में उसके प्रति दया उत्पन्न होती है। अब 
फ्रांस में विचार होने लगा कि राजा को अपराध के हिसाब से 
. बहुत कड़ा दण्ड दिया गया। लोगों की राय क्रान्ति के विरुद्ध हो 
चली । इंगलेंड आदि देशों ने पहले इस आन्दोलन का हष से 
स्वागत किया था परन्तु अब इसकी क्ररताएं, राजा को स॒त्युदंड 
तथा और देशों में उन सिद्धान्तों के प्रचार का प्रयत्न देखकर अब 
वे क्रांति की निन्‍दा करने लगे । इद्धलड ने इन सिद्धान्तों का 


थूरोप का इतिहास ५५६ 
प्रचार रोकने के लिग्रे इतने कड़े नियम बनाये और फ्रांसीसी 
शर्जदूत को निकाल दिया और फिर यूरोप के जनेक देशों ने 
फ्रांस के विरुद्ध एक बड़ा गुट बनाया जिसमें आस्ट्रिया, प्रशा 
'इड़लड, हाले ड तथा स्पेन थे । इन्होंने १७९३ में फ्रांसीसी सेना 
को हरा दिया ओर उसे चारों ओर से घेर लिया | इस हार 
फ्रांस की जनता बड़ी भयभीत हुई और शत्रओं को डराने 
'लिये उन्होंने एक शक्ति सान सभा जनता रक्षक सभा' के नाम से 
स्थापित की जो पूण स्वततन्न॒ तथा शक्तिमान थी । 

चारों ओर के भयप्रद समाचारों के कारण फ्रांस में फिर 
'कड़े साधन स्वीकार करने का विचार किया गया। इस पर नमेदल 
( जिरोरिडस्ट दल ) ने विरोध किया। गरम वहस हुईं और माउ- 
ण्टेन्स (जेकोबिन्स) ने नगरवासियों को जिरोरिडस्टों के विरुद्ध 
उकसाया । इस पर एक भकुएड ले कन्वेन्शन पर आक्रमण कर 
दिया ओर ३१ जिरोशिडस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया । 
इस भाँति माउण्टेन्स अब बिलकुल स्वतंत्र हो गये और उन्होंने 
पूर्ण निरंकुश तथा ऋर शासन किया जो “आतंक का शासन 
कहलाता है । 

रोब्सपीयर की अध्यक्षता में १२ मेम्बरों की एक नई शक्ति- 
'मांन जनता रक्षक सभा” बनी, तथा उसने फोरन ही अशान्ति 
दूर करने के लिये कड़े प्रयज्न आरंभ कर दिये। कोई भी मनुष्य 
'राज-पक्तपाती होने के सन्देह में गिरफ्रतार किया जा सकता था 
और उसका शीघ्र निर्णय करने के लिये एक क्रान्तिकारी “ट्रिब्युनल 
की स्थापना हुईं थी । दिन प्रतिदिन इस ट्रिब्युनल द्वारा श्राणद्श्ड 
ग्राप्त लोगों क्री संख्या बढ़ने लगी । अप्रेल से सितम्बर (१७२३) 


7 हट हए 


१९९ फ्रांस की राज्यक्रांति 


तक ऐसी स॒ृत्युओं की संख्या का औसत प्रति सप्ताह ३ था, परन्तु 
'सितम्बर १७९३ से जून १७९४ तक यह ओसत ३२ हो गया, 
तथा जुलाइ में प्रति सप्राह १९५६ तक पहुँच गया | ऐसा कोई 
दिन न जाता था जिस दिन ८-१० अभागे मनष्य गिलोटिन 
( एक प्रकार का मृत्युदण्ड देने का यन्त्र जिससे सिर घड़ से 
अलग हो जाता था ) पर न लटकाये जायँ। इस भांति दो हज़ार 
से ऊपर सिर उड़ाये गये जिनमें प्रसिद्ध आरलीन्स के ड्यूक 
जिरोणिडिस्ट दल की नेत्री मेडम रोलेण्ड तथा हुई सोलैहवें की 
स्त्री मेरी एण्टाइनेट भी थी । अब तक एण्टाइनेट अपने पुत्र समेत 
एक बन्दीयृह में रख दी गई थी परन्तु हत्यारे शासकों को इतने 
से सन्‍्तोष नहुआ । उन्हें भय था कि कहीं लोग रानी तथा 
राजपुत्र का पक्ष लेकर हमें अलग न कर दें। अत: उन्हें भी प्रांण- 
दण्ड की आज्ञा दी गई । आज्ञा रानी के पास ले जाने वाले 
मनुष्य का कहना है कि उस समय रानी अपने बच्चे को गोद में 
लिये उसकी ओर बड़े ध्यान से देख रही थी ओर कभी २ रो 
देती थी । छुइ की बहन भी प्रायः उसी के पास रहती थी । 
अपनी मृत्युदण्ड की आज्ञा सुनकर उसने अपनी नर्नंद को 
निम्नलिखित पत्र लिखा--'बहन ! आज तुमसे अन्तिम बार में 
कुछ कह रही हूँ । तुम्हारे निरपराध भाई की तरह उन्हीं का साथ 
देने के लिये मुझे भी आरणुदण्ड मिला है“ 'में केवल अपने 
बच्चों के लिये रोती हूँ । मेरे पुत्र को यही उपदेश देना कि हमारी 
मत्यु का बदला लेने का प्रयन्न न करे। मेरे मित्रों से कहना कि 
मेंने मरते समय उन्हें स्मरण किया था। हा देव ! बच्चों, सम्ब- 
निधियों तथा मित्रों को सदा के लिये छोड़ना कितना हृदय विदा- 


यूरोप का इतिहास न 
रक है । बहन ! तुम्हें जो अनजान में कष्ट दिये हों उनके लिये 
क्षमा करना । अंतिम प्रशांस !” 

इस भाँति रानी भी फ़राँसी पर लटकांड गई । ऐसे अत्याचारों 
से तंग आकर एक सुन्दर नामन युवती ने मेरेट का भी कास 
तमाम कर दिया । उसे इसके लिये प्राशुदरड दिया गया परंतु वह 
तनिक भी न डरी | सिर अलग हो जाने पर भी उसके मुख पर 
प्रसन्नता कभलकती थी । 

इसी समय कारनोट ने अपनी सेना सुदृढ़ करके शत्रुओं को 
कई जगह हरा कर भगाया और इंगलेण्ड ओर अस्ट्रिया को 
छोड़ कर शेष सब देशों ने संधि कर ली । 

जब ट्रिब्युनल इस भाँति प्रजातंत्र के शत्रुओं का दमन कर 
रहा था, तब कम्वेशन देश की आंतरिक दशा बदल रहा था । 
वे लोग राजा के समय की प्रत्येक बात से घृणा करने लगे थे । 
अतः प्रत्येक बात में परिवर्तन किया गया । नये वर्ष तथा महीने 
नियत किये गये । नाप के लिये मीटर बनाया गया जो अब तक 
अनेक देशों में प्रचलित है। तोलने के बाँठ भी इसी भाँति बदले 
गये प्रत्येक मास में ३० दिन माने गये तथा साल के अत में 
पाँच दिन उत्सव के दिन बनाये गये । प्रत्येक मास के दस दस 
दिन के तीन विभाग किये गये । इतने से संतुष्ट न होकर कुछ 
महत्वाकांज्षियों ने स्वगे के राजा को भी गद्दी से उतारने का 
प्रयक्ष किया । गिरज बन्द करके उसका सामान नीलाम कर दिया 
गया । पुजारी निकाल दिये गये तथा इसा और उनकी माता मेरी 
के स्थान पर देशभक्तों की पूजा की धोषणा की गई । 

अब बाहरी शत्रुओं का भय दूर हो चुका था। अतः लोग 


२००१ फ्रांस की राज्यक्रान्ति 


आतंक राज्य” के विरुद्ध होते जाते थे। ह्यबट के नेतृत्व में एक 
ओर धार्मिक दल खड़ा हुआ जिसने ज्ञान ( रीजन ) की * 
पूजा चलाइ; परन्तु रोव्सपीयर ने उन्हें फ़रॉसी दिला दी | डेन्टन 
भी अब शासन की कठोरता कम करना चाहता था | अतः वह 
भी फ्रॉसी पर लटकाया गया। जह्ाद से उसने केवल इतना 
ही कहा कि--“'मेरा सिर लोगों को दिखा देना क्‍योंकि वह उन्हें 
दिखाने योग्य है ।” डेन्टन बड़ा बुद्धिमान तथा बीर नेता था। 
१७९२ में उसी ने फ्रांस को प्रशा के ड्यूक के हाथों में जाने से 
बचाया था । 

अब रोब्सपीयर बिलकुल खतंत्र था। उसने ४५ दिन में 

दे हज़ार के लगभग प्राण और लिये | अन्त में जनता को 

उसके अत्याचार असह्य हो गए । अत: कन्वेन्शन ने १० 
थर्मीडर ( २७ जुलाई ) को उसे तथा उसके पतक्षपातियों को 
गिरफ़्तार कर लिया ओर दूसरे ही दिन वह परमधाम 
पहुँचा दिया गया । परन्तु जिस उद्देश से यह आतंक राज्य 
स्थापित किया गया था वह बहुत कुछ पूर्ण हो गया अर्थात्‌ 
फ्रांस में क्रान्ति का विरोध बन्द हो गया ओर बाहरी शत्रु भी 
दब गये । 

रोब्सपीयर एक वकील था। वह भय से लोगों को दबाकर 
प्रजातंत्र स्थिर रखना चाहताब्था । उसकी मृत्यु के बाद नेशनल 
कन्वेन्शन ने पेरिस कम्यून, ट्रिब्युनल, जेकोबिन कब आदि बन्द 
करके आतंक राज्य का अन्त किया । प्रेस को खतंत्रता दी गई 
तथा राज्यव्यवस्था बनाने का काम फिर हाथ में लिया | अब 
कायकारिणी शक्ति पाँच भेम्बरों की एक डाइरेक्टरी को दी गई 

श्र 


यूरोप का इतिहास >ण््‌ 


तथा धारा सभा के दो भाग किये गये । पाँच सो की एक सभा 
'तथा बृद्धों की दूसरी सभा। यह तृतीय वष ( क्रान्तिकारी 
'कलेण्डर के हिसाब से ) की राध्यव्यवस्था कहलावी है । 

एक यह भी नियम बना कि व्यवम्थापक सभा के दो 
तिहाई सदस्य कन्वेन्शन के लद्म्यों में से चुने जाया करें। इस 
खाथपरता से अप्रसन्न होकर कुछद्ध लोगों ने कन्वेन्शन पर 
आक्रमण किया परन्तु कोसिका से आये हुए एक युवक अकस र 
ने उन्हें हराकर भगा दिया। यह सेनिक अफसर नेपोलियन 
बोनापाट था । यहीं से उसका आश्रर्योत्पादक जीवन आरम्भ 
होता है । अक्तूबर १७९५० में कन्त्रेन्शन स्वयं भंग हो गया 
और नई राज्यव्यवशा के अनुसार कायोरम्म हुआ । 

फ्रांस के शत्रुओं में से अब तक इंगलेएड और आस्ट्रिया दृढ़ 
भे | अतः फास ने इनले भी निबटना चाहा | पहले आस्ट्रिया की 
ओर दो सेनाएँ भे नी गई---ग्क इटली होकर जिसका आधिपत्य 
नेपोलियन को दिया गया तथा दूसरी जमनी होकर । नेपोलियन 
ने लड़ने के पहले अपनी सेना के सामने एक मार्के की वक्तू ता दी 
और किर शीघ्रता से व्यूरिन पहुँच कर अपनी से दूनी आस्ट्रियन 
तथा सा्डिनियन सेना को हराकर सेवाय और नाइस पर अधि 
कार कर लिया ओर आस्ट्रियन सेना को नेपोलियन ने कई वार 
हराया । एक स्थान पर उसके विहड्/ पाँच सेनाएँ मेज गईं परंतु 
उसने सब को हरा दिया। इससे भयभीत होकर सम्राट 
फ्रांसिस द्वितीय ने सन्‌ १७५९७ में केम्पो फ्रोमियों स्थान पर 
संधि कर ली जिसके अनुसार बेलजियम तथा राइन नदी का 
कुछ देश फ्रांस को मिल्ला ओर लिगुरियव ( जिनोवा ) तथा 


२१०३ क्रॉस की राज्यक्रान्ति 


'सिज़ल्याइन ( लम्बाडी ) दो प्रजातंत्र राज्य फ्रांस के संरक्षण 
में स्थापित किये गये | इस बिजय ने नेपोलिपन की कीति कों 
बहुत बढ़ा दिया । परिस आते पर बड़ी धू मधाम से उसका स्वागत ' 
किया गया ओर वह ग्रमुख हो गया । 

नेपोलियन सन्‌ १७६९ में कोर्सिका द्वीप में उत्पन्न हुआ था। 
इसके एकसाल पहले ही यह ढीप जिनेवा से फ्रांस सरकार ने खरीद 
लिया था । इस भाँति नेपोलियन जन्म से ही फ्स की प्रजा था। 
उसका पिता साधारण आदमी था, परंतु माता बड़ी बुद्धिमती थी तथा 
उसी के गुणों को पुत्र ने भी पाया। वह अपनी माता का सदा बड़ा 
आदर करता था तथा महत्वपूण विषयों पर उससे सलाह लेता 
था । दस वष की आयु से ही उसने फ्रांस में सैनिक शिक्षा पाई | 
उसे इतिहास तथा गणित में विशेष रुचि थी ओर उसने अनेक 
पुराने योद्धाओं के जोवन-चरित्र पढ़े थे। १७ वर्ष की आयु से 
ही उसने अपनी सैनिक चतुरता का कई बार परिचय दिया। 
उसका विवाह सुन्दरी जोसेफ़ाइन से हुआ था । 

आस्ट्रिया से निबटकर फ्रांस ने.इड्रलेंड की ओर दृष्टि फेरी । 
'डाइरेक्टर लोग, इस भय से कि नेपोलियन कहीं जनता का सहारा 
पाकर हमें हटा कर स्वयं शासकन बन जाय, उसे फ्रांस से बाहर 
ही रखना चाहते थे | अत: इजद्धलेण्ड जाने के लिये भी उसी से कहा 
गया । इड्भलेण्ड का समुद्री ब्रेड़ा सदा से बलवान रहा है। अतः 
नेपोलियन ने इज्जलेण्ड पर सीधा आक्रमण करना हानिकर समझ 
पूर्वे में इज्ञलेएड का व्यापार नष्ट करने के विचार से मिश्र की 
ओर भ्रस्थान किया । वहाँ के निवासियों ने वीरता से लड़ाई की। 
परंतु वे हरा दिये गये और नेंपोलिपन ने केरों ले लिया। फिर भी 


पूरोप % दातइास ,. ०४ 


अंग्रेज जनरल नेल्सन ने उसका पीछा किया और नेपोलियन की' 
' अनुपस्थिति में छुसकी सेना को नाइल नदी की लड़ाई में हरा 
दिया इस भाँति पूव सें फ्रेंच साम्राज्य स्थापित करने की लेपो- 
लियन की अमिलापा पूरी न हुईं। इसी समय मारत के टीपू सुलतान 
से भी उसकी कुछ बातचीत हुई थी । 

अब फांस के विरुद्ध दूसरे गुट की स्थापना हुई जिसमें इंग- 
लेंड, रूस, पुतंगाल, आस्ट्रिया ओर तुर्की थे । इन्होंने फांसीसीः 
सेना के इटली से हरा कर भगा दिया और इस भाँति नेपोलियन 
की विजय निष्फल हो गई । 

फ्रांस के विरुद्ध नये गुट की स्थापना और देश में अशांति 
का समाचार नेपोलियन के पास पहुँचा और वह अंग्रेज 
सेनाओं को धोखा देकर जो उसका माग रोक रही थीं, फ्रान्स में 
आ उपस्थित हुआ । 

कन्सोलेट 

मिश्र में फ्रांसीसी सेना की हार के कारण लोग डाइरे- 
कटरोी को दोष देने लगे। इसी समय २ दिसम्बर १७५७ को 
नेपोलियन फ्रान्स में पहुँचा | डाइरेक्टरों में आपस में भी मत- 
भेद तथा द्वंष रहता था। अतः नेपोलियन ने एक डाइरेक्टर 
ऐवीसीस की सहायता से बलपृवक व्यवस्थापक सभा तथा 
डाइरक्टरी को भंग कर दिया। यह १८ वीं अमेयर (५ नवम्बर 
१७९९) का कूप डी एटाट” (बल्लप्रयोग) कहलाता है । अब तीन 
मम्बरों-नेपोलियन, ऐवीसीस तथा ड्यूक्स-की एक शासक 
सभा बनी जिसका नाम “कन्सोलेट”' रखा गया । इस छोटी 
कान्ति ने फ्रांस की राज्यक्रान्ति का अन्त किया। फ्रांस की बागडोर . 


32 फ्रांस की राज्यक्रान्ति 
अब नेपोलियन के हाथ में आई । वह वास्तव मे फ्रांस का राजा 
हो गया क्यांकि शेप कोन्सलों ( कोन्सोलेट के मरेम्बरों ) का सेना 
तथा देश पर बहुत कम प्रभाव था । 

नेपोलियन प्रथम कौन्सल” अथवा प्रधान नियत किया गया 
जिसे युद्ध तथा संधि करने तथा मंत्री ओर बड़े अक्सरों को 
'नियत करने का अधिकार था। शेष दो मेम्बरों का काम केवल 
उसे सलाह देना था जिसका मानना न मानना उसके हाथ में था | 
अब प्रश्न थह था कि कायकारिणी का व्यवस्थापक सभा के साथ 
क्या संबंध होना चाहिये ? अब तक तीन व्यवस्थाएँ बन चुकीं 
थीं। सन्‌ १७९१ में राजा से कायकारिणी शक्ति छीन ली 
गई थी, तथा १७९३ में शासन प्रबंध-व्यवस्थापक सभा के अधीन 
'कर दिया गया था तथा १७९५० में दोनों को समान तथा भिन्न 
रखा गया था परंतु ये सफल न हुए । 

अतः १७९९ की इस नह राज्यव्यवस्था द्वारा व्यवस्थापक 
सभा कायकारिणी के अधीन कर दी गई । 

अब नेपोलियन ने मोरियो तथ्य जाडन के नेतृत्व में जमनी 
और आस्ट्रिया की ओर सेना भेजी और स्वयं भी एक सेना के 
साथ इटली होकर वहाँ पहुँचा ओर मारिंगो स्थान पर आस्ट्रिया 
की एक बड़ी सेना को परास्त किया । थोड़े ही दिन बाद मोरियों 
ने भी होहेनलिंडन स्थांन पर विजय पाई और १८०१ में आस्टिया 
के सम्राद्‌ को छुनविली की संधि करनी पड़ी जिसकी शर्तें केपो- 
फोर्मियो की संधि के अनुसार ही थीं। विनिशिया का कुछ 
भाग, मोडेना आदि मिला कर सिज़ल्याइन ग्रजातंत्र और 
बढ़ाया गया । | 


यूरोप का इतिहास म०६ 


इस समय इंग्लेग्ड की दशा भी नाज़क थी जैसी कि चार 
वष पहिले थी । उस समय ता मंत्री पिट ने विद्रोह के लिये 
तैयार मछाहों को रुपय आदि देकर शान्त करके इंग्लेण्ड की. 
रक्षा की थी और स्पन की एक सना को सेन्ट विन्सेन्ट स्थान पर 
हरा भी दिया था । परंतु अब सभी युरोप उसके विरुद्ध था, 
क्योंकि अंग्रेज सभी देशों के जहाज़ों की तलाशी लेने का अपना 
अधिकार बताते थे, जिसका उहृश यह था कि फ्रांस का विदेशी 
व्यापार बंद हो जाय। उत्तरी दशां ने इंग्लणड के विरुद्ध एक गुट 
बना लिया था तथा आयलैंण्ड में भी अशांति थी और बहाँ वाले 
फांसीसियों से सहायता माँग रहे थे। परंतु मंत्री एबर्डीन ने चतु- 
रतापूवक इंग्लेगड की इस समय भी रक्षा कर ती। नेलसन ने 
कोपनहेगन में डेनमाक की सना को हरा दिया और कुछ ही दिल 
बाद उत्तरी देशों का गुट टूट गया । 

अब नेपोलियन समस्त युरोप में प्रधान था, परंतु समुद्रों पर 
अरब भी अंप्रेजों का ज़ोर था किंतु दोनों देश युद्धों के काररण 
थक गये थे। नेपोलियन. को आन्तरिक सुधारों के लिये समय की 
आवश्यकता थी तथा इंग्लेए्ड ऋण से लदा होने के कारण शांति 
चाहता था | फ्रांसीसी सेना मिश्र में हार कर वापस आ गई 
थी । इस भाँति फ्रांस और इंग्लेण्ड में अमीन्‍न्स की संधि हुई 
( १८०२ ) जिसके अनुसार ब्रिटेन ने सीलॉन तथा ट्रविनीडाड को. 
छोड़ कर शेष जीते हुए भाग फ्रांस को लोटा दिये । त्रेटिजियम 
तथा राइन का सरहदी ग्रदेश फांस के पास रहा। मिश्र तुर्की को 
लौटा दिया गया और भूमध्यसागर में मास्टा द्वीप भी अंग्रेजों 
ने जन सरदारों को लौटान का वचन दिया जिनसे वह छीन लिय। 


ब०७, फ्रांस की राज्यक्रांस्ति 


गया था। इस संधि से इंग्लेण्ड की जल-सेना का महत्व सब 
देशों को मालूम हो गया । 

आंतरिक सुधार--युद्धों स निबटकर नेपोलियन ने देश 
की आंतरिक दशा पर ध्यान दिया | वह संसार के महान सामा- 
जिक सुधारकों में गिना जाता है । 

उसने पहले राज्य के सब अधिकारियों को अपनी हुकूमत में 
करके शासन को केन्द्रित किया । वह स्वयं ही सब अधिकारियों 
को नियत भी करता था। स्ंसाधारण की सहानुभूति श्राप्त 
करने के लिये उसने भिन्न २ दलों तथा श्रेणियों के भेदों और>ू 
विशेषाधिकारों को दूर कर दिया । ग्रवासियों को बुला कर 
उनके अपराध* क्षमा कर दियि और उनके साथ प्रीति का 
बताव किया | पुराने सब क्रेदी छोड़ दिये गये तथा भूतकाल, 
को भूल जाने का पूर्ण प्रयल्ल किया गया। इस समय की धार्मिक 
व्यवस्था से पादरी लोग अग्रसन्न थे । अतः नेपोलियन ने पोपः 
से सन्धि करके केैथोलिक धर्म को फ्रांस का राजधम नियत 
किया । पादरियों तथा बिशपों को स्वयं वही नियत करता था 
तथा प्रचलित राज्य-व्यवस्था के प्रति भक्त रहने की शपथ लेने 
पर. उन्हें तनख्वाह भी राज्य से ही मिलती थी । इसके अतिरिक्त 
शेष सब धर्मों को भी पूरी खतंत्रता दी गई । 

इन सुधारों से फ्रांस में शान्ति हो गई और नेपोलियन सर्वे- 
प्रिय हो गया । उसने पुल, नहरें और सड़कें बनवाकर, बन्दरगाह 
सुधघरवाए तथा व्यापार और ऋषि की वृद्धि की। अनेक नई इमारतें 
नये स्कूल, अजायबघर आदि बनाये गएँ, पुस्तकालय स्थापित किये 
गए तथा फ्रांस में एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया ।. 
इस भांति शिक्षा की उन्नति का भी उसने पूरा प्रबन्ध किया । 


यूरोप का इतिहास २०८ 


न्यायालयों में भी उसने अनेक सुधार किये परन्तु इन सब 
'में अधिक प्रभावशाली तथा महत्त्वपूर्ण काय यह था कि उसने 
एक पूर्ण दश्डविधान ( कोड ) तैयार कराया जिसके कारण वह 
संसार के महान नियमनिमोताओं में गिना जाता है। क्रान्ति के 
पहले फ्रांस में प्रान्त २ के कानून भिन्न थे। अतः न्याय में प्रायः 
बड़ी कठिनाइ्याँ पड़ती थीं। नेपोलियन ने इन कठिनाइयों को समझ 
कर देश के प्रसिद्ध २ क़ानून जाननेवालों की अपनी अध्यक्षता 
में एक कमेटी बनाई । इस कमेटी ने प्रजा को कष्ट देने वाले, 
“न्याय में बाधा डालने वाले, सब पुराने क़ानून, रस्मरिवाज 
तथा सरदारों आदि के विशेषाधिकारों को मिटा दिया और एक 
सबोगपूर्ण, स्पष्ट तथा विस्तृत विधान बनाकर स्थाय को सरल 
तथा सस्ता बना दिया। इसके कारण उसकी प्रसिद्धी बहुत बढ़ गई । 
आज तक अनेक देश दणश्डविधान तैयार करने में इस विधान से 
सहायता लेते रहे है। यह विधान निपोलियन-विधान' (कोड नंपो- 
लियनिक ) कहलाता है । 

इन सुधारों ने फ्रांस की “दशा को एक दम बदल दिया परन्तु 
साथ ही राजनेतिक अधिकार जनता के हाथ से छूटकर नेपोलि- . 
यन के हाथ में आ गये । सुधारों से प्रसन्न होकर जनता ने इस 
बात पर ध्यान न दिया कि हमारे राजनेतिक अधिकार छिन गये 
और थोड़े ही दिनों में नेपोलियन बहुमत द्वारा ( २ हज़ार उसके 
विरुद्ध परन्तु ३॥ हज़ार उसके पक्ष में थे ) जन्म भर के लिये 
कॉसिल नियत कर दिया गय्या जिससे वह अपने सुधारों को. 
सतंत्रतापूवंक कायोन्वित करा सके ! 


२०९ सम्राट नेपोलियन 


सम्नाद नेपोलियन 

नेपोलियन ने एक बार कहा था भेंन फ्रांस के राजमुकुट को 
'पुश्वी पर पड़ा पाया, और उसे मेंने अपनी तलवार से उठा लिया। 

इटली की विजय के समय से वह फांस में बड़े आदर की 
दृष्टि से देखा जाने लगा तथा दिन ग्रति दिन वह सर्वप्रिय होता 
गया जिससे उसकी शक्ति भी बढ़ती गई | प्रजा ने उसकी इच्छा 
पर उसे आजीवन कोंसल नियत कर दिया और इस भांति वह 
पूर्णतया फांस का राजा बन गया | इसी समय उसको हत्या के 
लिये एक षड़यंत्र का पता लगा। षडयन्त्रकारियों को कठोर दण्ड 
दिया गया और नेपोलियन ओर भी अधिक लोकप्रिय हो गया । 
वोबन वंश के खजाओं के पक्षपातियों को डराने के लिये सीनेट 
ने उसे 'सम्राट' की पद्वी देकर सिंहासन पर बिठाया और राज- 
'तिलक करने के लिये मध्यकाल की ग्रथा के अनुसार रोम से पोष 
बुलाया गया। परंतु नेपोलियन ने पोप को अपने सिर पर 
मुकुट नहीं रखने दिया बल्कि उसने पोष के हाथां से मुकुट लेकर 
स्वयं ही अपने सर पर रख लिया । 

अब नेपोलियन की महत्वाकांक्षाएँ ओर भी बढ़ीं । वह विश्व- 
सम्राज्य स्थापित करने का विचार करने लगा । केवल इंग्लेश्ड 
उसके मार्ग में बाधक था । अब नेपोलियन ने बोलोन स्थान पर 
एक भारी जल-सेना तैयार की । इससे इंग्लेए्ड में बड़ी घबरा- 
हट उत्पन्न हुई । इड्गलैण्ड से पूरी तैयारी से युद्ध होने के पहले 
ही बीर अंग्रेज़ जनरल नेल्सन ने १८०५० में टाफलगार के असिद्ध 
युद्ध में उसकी सेना को हरा दिया, यद्यपि उसमें नेल्सन स्वयं 
मारा गया । 


यूरोप का इतिएास २१८ 


इस विजय का बड़ा प्रभाव पड़ा । इंग्लेंड की जलसना को 
हरीन की नेपोलियन की आशा पर पानी फिर गया और उसे 
सदा के लिये यह विचार त्याग देना पड़ा। इंगलेण्ड ने अपन 
बन्द्रगाहों की रक्षा के लिये एक नयी सेना भर्ती कर रखी थी 
जिसका व्यय बहुत अधिक था । अतः अब इज्जलेण्ड ने इस सेना 
को तोड़ दिया । इसी हार ने नेपोलियन को इजड्गलेण्ड को नप्र 
करने के लिये उसका व्यापार नष्ट करने की युक्ति सुभाई, जिसे 
बह अगि काम सें लाया । 

इसी समय इबड्नलेण्ड ओर आस्ट्रिया का फ्रांस के विरुद्ध 
तीसरा गुट बना । नेपोलियन इस समाचार को सुनकर आस्ट्रिया 
पहुँचा और अल्म तथा आस्टरलिज के प्रसिद्ध युद्धों में आस्ट्रिया 
तथा रूस की सेनाओं का बिलकुल हरा दिया और आस्ट्रिया का 
सन्थि की ग्राथना करनी पड़ी । प्रेसवर्ग की सन्धि के अनुसार 
वेनिस आए्रिया से लेकर इठली में मिलाया गया और आसिट्रिया के 
पश्चिम में वटिसवर्ग तथा बवेरिया दो नई रियासतें बनीं । फिर 
उसने सिज़ास्याइन प्रजातशत्र को तोड़ कर इठली राज्य स्थापित 
किया ओर स्वयं उसका राजा बन गया और हालेण्ड के प्रजातंत्र 
को तोड़ कर वहाँ पर अपने भाई छुई को राजा बनाया और एक 
और भाई जोसफ़ को नेपिल्स का राजा बनाया । इन नए राज्यों 
की स्थापना का उद्देश यह था कि वह जमन साम्राज्य के भीतर 
आस्ट्रिया तथा ग्रशा की शक्ति को बटाना चाहता था । इसीलिय 
उसने छोटी २ रियासतों को बलवान बनाया जिससे वे आवश्य- 
कता के समय आस्ट्रिया तथा प्रशा का सामना कर सके | 
वटिमबरग और बवेरिया की जागीरें: इसी कारण से रियासतें 


२०९ सम्राट नेपोलियन 


बनायी गयी थीं। फिर उसने जमनी की छोटी २ रियासतों--- 
सेक्‍्सनी, बारसा, बव्रेरिया, वटिमबगे, बेडनवरो, बेस्टफालिया 
आदि को मिलाकर अपनी अध्यक्षता में राइन फेडरेशन' 
( राइन का संघ ) स्थापित किया। उसके साथ ही पवित्र 
रोमन साम्राज्य' का नाम भी मिटा दिया गया । 

आस्ट्रिया से निबटकर उसने प्रशा की ओर ध्यान दिया। 
नेपोलियन के जमेनी में हस्तक्षेप करने तथा 'राइन कन्फ़ेडरेशन' 
की स्थापना होने से प्रशा नेपोलियन से बहुत अग्रसन्न था । अतः 
वहाँ के राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने रूस से मेल कर लिया 
ओर दोनों ने मिल कर १८०६ में नेपोलियन से युद्ध किया । 
फ्रेडरिक महान के समय से प्रशा की सेनाएँ अजेय समझी जाती 
थीं। अतः उन्हें अपनी विजय का पूर्ण भरोसा था और इसी भरोसे 
पर उन्होंने अपनी पुरानी चाल ढाल को बिलकुल न बदला था । 
उधर नेपोलियन की सेनाएँ नये ढड्ढ' पर शिक्षा पाये हुए थीं। अतः 
उसने बड़ी शीघ्रतापृवक प्रशियन सेनाओं को घेर लिया और 
जेना और आस्टरडाट स्थानों पर दो बार.उन्‍्हें बुरी तरह से 
हराया । रूसी सेनापति ने बड़ी वीरता दिखाई परन्तु फिर भी 
प्रशा की हार हो गई और उसकी सैनिक शक्ति नष्ट हो गई । 
नेपोलियन विजयी होकर बर्लिन पहुँचा और एक बार फिर दोनों 
आस्ट्रिया और रूस की सम्मिलित सेना को फ्रीडलेश्ड स्थान पर 
हराया (१८०७ इ० ) | 

अब ज़ार ने टिलसिट की सन्धि कर ली। प्रशा ने पोलेशड 
की छूट के समय उसका जो भाग अपने राज्य में मिला लिया 
था, वह उससे छीन लिया गया और उसके दो विभाग किये गये- - 


' यूरोप का इतिहास ह | २१ 


न्‍ दर 


वेस्टफालिया तथा वारसा | वेस्टफालिया में नेपोलियन न अपन 
चौथे भाई जेरोमी को राजा बनाया और वारसा सेक्सनी के 
एलेक्टर को दिया गया | एक गुप्त सन्धि और भी नेपोलियन तथा 
जार के बीच में हुई जिसका उद्देश यूरोप के आपस में बॉँट लेना 
था। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में प्रधान रहे तथा रूस पूर्वी यूरोप में 
अपना आधिपत्य जमावे । 

नेपोलियन का विचार पहले यह था कि पोलेश्ड की छूट 
के समय उसका जो भाग भिन्न २ देशों ने ले लिया हैं, उस 
'बापस लेकर फिर पोलेण्ड राज्य की स्थापना की जाय । इ 
कारण वीर पोल लोगों ने नेपोलियन का साथ दिया ओर अनेक 
युद्धों में उसके लिये जी-जान से लड़े, परन्तु इस वीरता की 
'पुरम्कार-पआप्ति में उन्हें बड़ी निराशा हुईं । नेपोलियन यदि पोलेशड 
की फिर स्थापना करता तो उसे प्रशा, आस्ट्रिया ओर रूंस तीनों 
से कुछ भाग माँगना पड़ता अथवा लड़कर लेना पड़ता परन्तु वह 
रूस तथा आस्ट्रिया की अप्रसन्नता से डरता था। अतः उनसे 
' पोलेश्ड का भाग न सांग सका । यदि वह इस महान्‌ राजनीतिक 
हट को मिटा देने में समर्थ हो जाता और वीर पोलों को उनका 
:छिना हुआ देश फिर वापिस दिलाता वो निःसन्देह पोल लाग 
' उसे देवता की भाँति पूजते, परन्तु वह ऐसा न कर सका । 

१८०७ में नेपोलियन उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच 
गया था । वह फ्रॉस का सम्राद तथा इटली का राजा था | 
जमनी में उसका पूरा प्रभाव था तथा खीज़रलेण्ड में भी वह 
प्रधान था । हालेएण्ड, नेपिस्स और वेस्टफालिया में उसके तीन 
“भाई राज्य कर रहे थे । आस्ट्रिया ओर प्रशा को उसने हराकर 


॥7 पी 


सम्राट नंपालयत्त 


नर 


५ 


दबा दिया था और रूस हारकर उसका मित्र बन गया । इ 
भाँति केवल इंगलेण्ड को छोड़कर वह समस्तू यूयृप में प्रधान' 
था। एक इतिहासज्ञ का कथन है कि यदि इस समय नेपोलियन 
भर जाता तो वह संसार के महान से भी महान पुरुषों-बल्कि 
देवताओं--में गिना जाता । उसकी वीरता तथा उसके विस्तृत 
साम्राज्य पर सब को महान्‌ आश्वय होता परन्तु उसे अभी 
और कुछ दिन रहकर स्थान २ पर अपनी हार देखनी थी, 
अनेक कष्ट उठाने थे तथा अन्त सें बन्दी रह कर प्राण गँवाने थे । 
अस्ताचल की ओर | 
कान्टीनेन्टल खिस्टम----अब तक इंगलेए्ड ही नेपोलियन 
के पंजे से बचा था। जलसेना द्वारा उसे हराने में असमथे 
होकर नेपोलियन ने इंगलेण्ड का व्यापार बन्द कर देना चाहा । 
उसने सोचा कि इंगलेश्ड व्यापार-प्रधान देश है और व्यापार 
के ऊपर ही उसका जीवन है। अतः व्यापार बन्द हो जाने से वह 
शीघ्र ही भूखों मरने लगेगा ओर सन्धि की प्रार्थना करने लगेगा । 
उसका विचार बहुत ठीक था परन्तु वह सफलतापूर्वक अपनी 
नीति को कायोन्वित न कर सका । 
.. १८०६ में उसने बलिन से तथा दूसरे वर्ष मिलन से 
आज्ञाएँ निकाली कि यूरोप का कोई भी देश इंगलेण्ड के साथ 
व्यापार न करे | समुद्र पर इंगलेण्ड का प्रभुत्व था । अतः उसने 
भी आज्ञा निकाली कि फ्रांस तथा उसके मित्रों से यूरोप का 
कोई देश व्यापार न करे, ओर वह अटलान्टिक महासागर तथा 
अन्य सागरों में आने जाने वाले जहाज़ों की तलाशी भी लेने 
लगा । इस भाँति दोनों ने एके दूसरे का व्यापार बन्द कर देना 


यूरोप का इतिहास ०१४ 


चाहा । नेपोलियन. की ये आज्ञाएँ कान्टीनेन्टल सिम्टस' के नाम 
' से प्रसिद्ध हें क्ग्रोंकि उसने कान्टीनेन्ट अथान यूरोप महाद्वीप में 
इंगलेश्ड का व्यापार बन्द करके उसे हराना चाहा था | 

कुछ दिन तक नेपोलियन को सफलता मिली । रूस ने भी 
उसकी आज्ञाएँ मान लीं और इंगलेण्ड से व्यापार बन्द कर दिया । 
परन्तु शी्र ही इसकी असफलता प्रकट होने लगी । यूरोप में 
खाद्य सामग्री का अकाल सा पड़ने लगा, क्योंकि सारा व्यापार प्राय: 
इंगलेण्ड के जहाज़ों से ही होता था । अब सब वस्तुएँ तज़ होने 
लगीं, उनका मूल्य बढ़ता गया। अतः लोग उसका दोष नेपोलियन 
को देने लगे ओर उसकी सर्वप्रियता शीघ्रतापू्वंक घटने लगी । 
दूसरे वह उसे पूणंतया सफल भी न बना सफा क्‍योंकि उसे 
कायोन्वित करने के लिये समस्त यूरोप पर पूर्ण अधिकार की 
आवश्यकता थी । कुछ ही दिन बाद स्पेन और पुतंगाल ने 
उसकी आज्ञा मानने से इन्कार किया और इंगलेण्ड के साथ 
व्यापार खोल दिया । इसके पहले भी इंगलेण्ड का बहुत सा माल 
चोरी से यूरोप में आता रहा जिससे इंगलेए्ड को बहुत कम 
हानि हुईं परन्तु नेपोलियन की ही अधिक हानि हुई और उसे 
स्पेन से युद्ध भी करना पड़ा जिसमें इंगलेए्ड के भी आ जान 
से उसकी हार हो गई, ओर यह हार उसके पतन का एक प्रधांन 
कारण है । आथिक हानि के कारण रूस भी बहुत दिन तक इस 
आज्ञा को न मान सका । अतः नेपोलियन को उससे भी युद्ध 
करना पड़ा जिसमें उसकी अपार क्षति हुई और उसकी सब 
शक्ति नष्टहों गई । इस भाँति नेपोलियन के पतन के जितने कारशा 
' हैं वे सब कान्टिनेन्टल सिस्टम के ही कारण उत्पन्न हुए | अतः 


२१७ सम्राट नेपोलियन 
यह नीति उसकी एक महान भूल थी । ऐसे २ महान्‌ पुरुष भी 
कभी २ अद्रदर्शिता के कारण ग़लती कर जादे हैं ! 


पेनिन्छुलर चार [ प्रायद्वीप युद्ध ] 


पुतंगाल ने पहले कान्‍्टीनेन्टल ,सिस्टस मानने से इन्कार 
किया, इस पर नेपोलियन ने जनो के नेतृत्व में वहाँ पर एक सेना 
भेजी | जनो ने स्पेन से मिलकर पुतंगाल पर आक्रमण किया 
ओर लिस्बन पर अधिकार कर लिया | पुतंगाल का राज-परिवार 
डरकर बत्राजिल ग्रदेश में ( दक्षिणी अमेरिका में ) साग गया | 
इसी समय स्पेन के राजा चाह्से षष्ठ तथा उसके पुत्र फर्डिनेन्ड 
में राज्य के लिये कलह हुआ । नेपोलियन ने हस्तक्षेप किया ओर 
कहा कि तुम दोनों हमारे निर्णय को मानो । उसका निर्णय यह 
था कि तुम दोनों कहो कि हम राज्य को छोड़ते हैं और आप के 
( नेपोलियन के ) भाई जोसफ़ को स्पेन का राजा मानते हैं । 

नेपोलियन के इस विचित्र नि्णेय से स्पेन में एकदम क्रोधाप्नि 
भड़क उठी। फर्डिनेन्ड स्पेन में सबेग्रिय था ओर उसका देश उसके 
लिये फ्रांस से लड़ने को भी तैयार था, परंतु उसने चुपचाप नेपो- 
लियन के निर्णय को स्वीकार कर लिया । | 

स्पेन की गद्दी से वहाँ के राजा तथा उसके पुत्र को हटा कर 
अपने भाई को वहाँ बेठाना, यह नेपोलियन की दूसरी बड़ी मूल 
हुई। इससे स्पेन में एकदम राष्ट्रीयता के भाव फेल गये । नेपो- 
लियन ने अब तक कई राजाओं को उतारा था ओर कई नयी 
रियासतें स्थापित की थीं, परंतु वे राजा या तो विदेशी थे या 
अत्याचारी । अतः वह सफल हुआ, परंतु इस बार उसे एक ऐसी 


्ड् 


कि शा 02275 30 ह 
यूरोप का इॉलहार २९ 


(#कथए कक क। +कजड़ा साख 


नह के. 


८ 
हे 


कि 


जुनता से सामना करना था जिसे खतंत्रता तथा राष्ट्रीयवा, जीवन: 
से भी प्यारी थी. 

नेपोलियन ने समझा कि धार्मिक खतंत्रता, बैध-शासन आदि 
स्थापित करने से स्पेत्न की प्रजा संतुष्ट हो जायगी, परंतु देशभक्त. 
स्पेन के लोगों ने नये प्रबंध का बड़े ज़ोर से विरोध किया ओर 
उस मानने से इन्कार कर दिया । नेपोलियन के दबाव डालने पर 
समस्त राष्ट्र ने हाथ में तलवार ली । पुतंगाल की जनता ने भी 
उनका साथ दिया और जोसफ़ को शीघ्र ही स्पेन से प्रस्थान 
करता पड़ा । फ्रांस की सेनाएँ भी दो तीन स्थानों पर हार गईं । 
इससे यह प्रत्यक्ष है कि राष्ट्रीय भावों से उत्तेजित मनुष्य सैनिक 
कार्यों में अशिक्षित होने पर भी अपने सच्चे उत्साह तथा वीरता 
में शत्रु की बढ़ी से बड़ी सेना को भी हरा सकते हैं। 

इसी समय इंग्लेश्ड भी स्पेन की सहायता को आ गया । 
सर आथर वेलसली-जो बाद में विलिंगटन के ड्यूक बनाये गये- 
के नेतत्व में एक सेना स्पेन आई जिसने फ्रांसीसियों को हरा 
दिया ओर सिन्ट्रा की संघ्रि के अनुसार उन्हें पुतंगाल खाली 
करना पड़ा । 
.. इस हार का समाचार सुनकर १८०८ में खयं नेपोलियन 
एक सेना के साथ स्पेन पहुँचा । उसकी उपस्थिति से उत्साह में 
आकर फ्रांसीसियों ने फिर स्पेन पर अपना अधिकार कर लिया 
और जोसफ़ फिर स्पेन के राजा हुए। फ्रेंच सेनापति साल्‍ट ने 
अंग्रेज़ी सेना को हरा कर पीछे भगा दिया । 

परंतु इसी समय आरस्ट्रिया में विद्रोह आरंभ हुआ और 
नेपोलियन को उधर जाना पड़ा। अंत: अब विलिंगटन ने फ्रांसीसी 


२१७ सम्राद नेपोलियन 


सेना को तलवरा स्थान पर फिर हरा दिया (१८०५९) दूसरे बृर्ष 
नेपोलियन को अपनी कुछ और भी सेना रूस क्री ओर बुलानी 
पड़ी और वेलिंगटन इधर शेष सेना को सेलेमेन्सा ओर बिटमे- 
रिया में हराते हुए १८१३ में मेड्रिड तक पहुँच गये ओर फांसीसी 
फिर स्पेन से निकाल दिये गये । 

नेपोलियन की स्पेन जीतने की इच्छा असफल हुई । उसके 
धन-जन की बड़ी ज्ञति हुई और उसकी प्रतिष्ठा भी कम झछो गई। 
इस उदाहरण से उत्तेजित होकर अन्य देश भी उससे खतंत्र होने 
लगे । आस्ट्रिया ने जम॑नी में फ्रांस के विरुद्ध राष्ट्रीय भाव जागृत 
करना चाहा, परंतु १८०९ में वाप्राम स्थान पर उसकी हार हुई 
और उसे कुछ ' देश देने पड़े और अपनी पुत्री भी नेपोलियन 
को विवाह में देनी पड़ी । इसमें नेपोलियन का उद्देश यह था कि 
यूरोप के एक प्रतिष्ठित और आ्राचीन राजवंश से उसका संबंध हो 
जाय जिससे यूरोप की आँखों में उसका और उसके वंशजों का 
सिंहासन पर पूरा अधिकार हो जाय । 

१८१० में उसके भाई लुई ने म्ने जो हालेण्ड का राजा था, 
कान्टिनेंटल सिस्टम मानना असख्ीकार किया। अतः नेपोलियन ने 
हालैरड को भी अपने राज्य में मिला लिया और जमनी के सीमा: 
आंत के कुछ भागों को भी अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया । 
इससे हालैण्ड वाले भी उससे अग्रसञ्ञ हो गये जो उसके भाई 
जुड़ की नीति से संतुष्ट थे । 

रूसी संकट [ रशियन डिज़ास्टर | 

नेपोलियन की पहिली खत्री जोसफाइन के कोई पुत्र न हुआ। 

इस पर उसने रूस के जार की बहन से विवाह करना चाहा। 
१४ 


यूरोप का इतिहास २५८ 


परतु शीघ्र ही आस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी छुइसा से विवाह 
कर लिया |, यह व्यवहार जार को बहुत बुरा लगा। दूसरे 
व्यापारिक क्षति के कारण उसने भी १८१० में इंग्लैशड के साथ 
व्यापार आरंभ कर दिया। इन कारणों से दोनों में वैसनस्थ हो 
गया ओर नेपोलियन ने फिर जार को हराने के विचार से एक 
बड़ी सेना तैयार कराई और अस्थान भी कर दिया। बोडिनों 
स्थान पर पहली लड़ाई हुई जिसमें यद्यपि नेपोलियन की विजय 
हुई, परंतु उसके ३०,००० सैनिक मारे गये और दोनों ओर के 
७५,००० । अब उसने मास्को की ओर अस्थान किया और उसे 
आशा थी कि जार शीघ्र ही समपेण करेगा, परंतु जब वह नथर 
में पहुँचा तो जले हुए मकानों के अतिरिक्त उसे वहाँ कुछ न दिखाई 
दिया । आस पास का सब भ्रदेश उजाड़ पड़ा था, फिर भी वह 
एक मास तक वहाँ पड़ा रहा। अकस्मात्‌ उसके डेरों में भी आग 
लग गईं जिससे उसकी बहुत ज्ञति हुईं। जब उसने रूसियों 
पर विजय पाने की कोई आशा न देखी तो खय॑ जार से पत्न- 
व्यवहार आरंभ कर :द्या 4 जार ने उत्तर दिया कि'जब तक 
रूस को भूमि पर एक भी फ्रांसीसी खड़ा रहेगा तब तक संधि 
.की बिलकुल बात चीत नहीं हो सकती । अब लौटने के अति- 
रिक्त अन्य कोई उपाय न था। कुल मिलाकर उसकी सेना में 
१ लाख भल्तुष्य थे जिनमें ढाई लाख फ्रांसीसी थे, शेष इटेलियन, 
प्रशियन, स्पेनिश और पोल आदि थे। भोजन की बहुत कमी पड़ी, 
इसके अतिरिक्त वहाँ की आबहवा अखास्थ्यकर तथा अत्यंत टंदी 
थी । विकट जाड़े में २००-३०० सैनिक प्रतिदिन मरने लगे । 
कई छोटी २ लड़ाइयों भें उसकी सेना का एक बड़ा भाग मर. 


२५१५९ सम्राद नेषो/छेयन 


चुका था । लौटते समय कुछ भूख से तथा कुछ बीमारी से मर 
गये। इस पर वहाँ की कोजक आदि जंगली जातियों ने छिपे २ 
आक्रमण करके सैकड़ों को मार डाला | इस भाँति उसकी आधी 
से अधिक सेना नष्ट हो गई । मांगे में माशेल ने आक्रमण करने 
बालों से सेना की बहुत रक्षा की तथा नेपोलियन ने वीरों में 
हावीर' की पदवी पाई । इस भारी आपत्ति के कारण नेपो- 
लियन की शक्ति बिलकुल घट गई । यह उप्तकी तीसरी बड़ी भूल 
लथा पतन का तीसरा बड़ा कारण है । 
प्रशा से युद्ध--जेना की बड़ी हार के समय से अब तक 
प्रशा शान्त था परन्तु नेपोलियन की ऐसी दशा देख कर वहाँ के 
कुछ लोगों ने, भिनमें स्टेन मुख्य था, फिर फ्रांस के विरुद्ध आन्दो- 
लन आरम्भ किया | स्टेन के प्रभाव से ग्रशा में जाति-भेद दूर 
हो गया था, नगरों में स्थानीय-स्वराज्य की स्थापना हो गई थी 
तथा सेना में भी बहुत सुधार हो गये थे। जेना में जो सेना 
नेपोलियन से लड़ी थी, वह सरदारों और सामन्तों झ्वारा भेजी 
हुईं थी परंतु यह नई सेना देशभक्त ज्ञागरिकों की थी जो ग्रशा में 
सेनिक शिक्षा अनिवाय होने से तैयार हुईं थी। नेपोलियन ने वहाँ 
'की सेना की संख्या 2०,००० नियत कर दी थी परंतु वहाँ पर 
सेनिक शिक्षा आवश्यक करके सबको लड़ना सिखा दिया गया 
था । वहाँ पर राष्ट्रीय भाव भी जागृत हो गये थे । 
उधर नेपोलियन की हार तथा रूसी विपत्ति के कारण फिर 
यूरोपीय देश उससे लड़ने को तैयार हो रहे थे और रूस, प्रशा, 
इंगलेंड, और खीडन ने उसके बिरुद्ध चौथा बड़ा गुट बना लिया 
_था। जनता ने ज़ोर लगा कर आस्ट्रिया के राजा, फ्रेडरिक विलि- 


यूरोप का इतिहास ०2 


मृ तृतीय से रूस के साथ संधि करा ली जिससे आस्ट्रिया भी 
नेपोलियन के विरुद्ध गुट में सम्मिलित हो गया। 
नेपोलियन इस समाचार को सुन कर जमनी पहुँचा और उसने 
आश्ट्रिया और रूस की सम्मिलित सेनाओं को छुटज़न तथा बुट 
जन स्थानों पर हरा कर अपनी डूबती हुई प्रतिष्ठा को बचा लिया । 
उसने इस विजय के बाद ही प्लेविज स्थान पर संधि कर ली । 
यह भी उसकी भूल हुईं क्योंकि इस अवसर में आस्ट्रिया ने अपनी 
सेना को फिर संगठित तथा हृद कर लिया। युद्ध-संचालन में 
अद्भुत चतुरता तथा वीरता के कारण ड्रेस्डन स्थान पर उसने एक 
और भारी विजय प्राप्त की, परंतु यही उसकी अन्तिम विजय 
थी । गुट के सभी देशों की सेनाएँ अब आस्ट्रिया की सहायता 
के आ गईं जिससे शत्र॒ुदल की सेना की संख्या उसकी सेना से 
अठगुनी हो गई । लिपज़िग स्थान पर दोनों का सामना हुआ । 
यह बड़ा भारी युद्ध था। अनेक राप्रों की सेनाएँ इसमे सम्मिलित 
थीं। अतः यह राष्ट्रों का युद्ध कहलाता है । तीन दिन तक नेपो- 
लियन की सेनाओं ने बड़ी वीरता स शत्रओं का सामना किया 
परंतु अंत में उसकी थोड़ी सेना रह गई और जमनी से 
निकाल दी गईं । | 
जमनी में उसका किया सब कार्य अब बिगाड़ा गया । राइन 
कन्फेडरेशन तोड़ दिया गया, हालेंड स्वतश्न हो गया तथा वेस्टफा- 
लिया राज्य भी मिट गया । शत्रुओं के गुट ने कहा कि यदि फ्रांस 
अपनी स्वाभाविक सीमा अथात्‌ एक ओर राइन नदी, एक ओर 
आरपूस तथा परेनीज़ पव॑त स्वीकार करे तो हम संधि करने के 
तैयार हैं, परंतु नेपोलियन ने इसे अश्वीकार कर दिया । शत्रुओं ने 


आज सम्राट नेपोलियन 


फांस के। चारों ओर से घेर लिया और विजय की काई आशा न 
देख कर वह ६ अप्रैल १८१४ के पेरिस छोड़ करू एलबा द्वीप 
के भाग गया । परंतु जो मनुष्य आधे यूरोप का सम्राट होकर 
'भी संतुष्ट न हुआ था वह एलबा द्वीप में केसे संतुष्ट रह सकता है ९ 
अतः उसने एक बार फिर पभ्रयत्न किया । 


अन्तिम प्रयत्न 


नेपोलियन के एल्बा चले जाने पर यूरोप के पुनर्निमाण पर 
विचार करने के लिये वियाना स्थान में कांग्रेस की बैठक आरंभ 
हुई । छु््दे सोलहवें का भाई लुई १८ वा फ्रांस की गद्दी पर 
'बिठाया गया जोर फांस की सीसा वही नियत की गई जो क्रान्ति 
आरम्भ होने से पहले थी। शेष प्रान्तों के बटवारे में कांग्र स 
के भेम्बरों में मतभेद होने लगा । इधर लुई १८ वाँ थोड़े ही काल 
भें अपनी प्रतिक्रिया की नीति के कारण फिर अप्रिय होने लगा । 
इन समाचारों को सुनकर नेपोलियन ने फिर एकबार अपने भाग्य 
की परीक्षा करनी चाही। फरवरी १८१० में वह थोड़े से विश्वासी 
खैनिकों के साथ फिर फ्रांस के किनारे उतरा । जनता ने अपने 
'बिछुड़े हुए बीर नेता का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया । एकके 
'बाद एक पल्ठन बोबन राजा के प्रति राजभक्ति की शपथ छोड़ 
कर नेपोलियन से मिलने लगी। पुराने सेना-नायकों ने, अपने पुराने 
'मालिक को बड़े प्यार से गले लगाया । माशल जो नेपोलियन 
को क्रेद करके पिंजड़े में पेरिस लाने के लिये भेजों गया था उसके 
गले लग गया और अपनी तलवार समपंण कर दी। इस भांति 
'बह बिना रक्तपात के फिर फ्रांस का राजा हो गया ओर लुई 


यूरोप का इतिहास 50० 


| ७ 


भाषण गया । इस समाचार को सुनकर यूरोपीय शक्तियाँ एकदम 
घबड़ा गई ।«वियाना कांग्रेस में खलबली मच गई और मेम्बरों ने 
अपने भेदभाव दूर कर दिये तथा नेपोलियन के विरुद्ध फिर 
सम्मिलित सेनाएँ चलने लगीं । अंग्रेजों की सेना वेलिंगटन के 
अधीन थी तथा जमेन सेना ब्ल्य्चर के । नेपोलियन ने दोनों को 
अलग २ करके जम॑न सेना को परास्त कर दिया । उसकी अदू- 
भुत बीरता का यह एक ओर नमूना है। थोड़े से अशिक्षित 
सैनिकों को लेकर उसने जमनी की बड़ी सेना को हराया 
वेलिंगटन ने अपनी सेना वाटरल्य स्थान पर जमा कर रखी थी। नेपो- 
लियन की सेना ने बहुत देर तक उसका सामना किया और उसकी 
व्रिजय की बहुत सम्भावना थी क्योंकि वेलिंगटर्न की सेना बहुत 
थकी हुई तथा घबरा गई थी । परंतु इतने में दूसरी ओर से जमेन 
सेना आती हुईं दिखाई देने लगी जिसकी अंग्रेज बहुत देर से 
बाट देख रहे थे | नेपोलियन की सेना दोनों ओर से घिर गई और 
हार गई । नेपोलियन की सेना में अधिकांश सिपाही अशिक्षित 
तथा युवक थे, क्‍योंकि उसके बहुत से पुराने जनरल तथा सैनिक 
अब तक काम आ चुके थे । उघर दूसरी ओर शत्रुओं की सेना, 
उससे बहुत अधिक थी | नेपोलियन हार गया और भाग कर 
पेरिस पहुँचा ओर वहाँ से अमेरिका भाग जाना चाहता था परन्तु, 
अंग्रेज़ गुप्तचवरों ने उसे पकड़ लिया। अनेक राजाओं और 
सैनिक अफ़सरों की राय हुई कि उसे फौरनतोप से उड़ा दिया जाय, 
परन्तु वेलिंगटन आदि कुछ सच्चे वीरों के विरोध करने के कारण 
वह आजन्म के लिये सेण्ट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया, जो 
अफ्रिका के दक्षिण-पश्चिम में अटलाण्टिक महासागर में है । वहाँ . 


२३ ' सम्राद नेपोलियन 


पर भी उस पर कड़ी निगाह रखी गई और उसे अनेक कष्ट दिये 
गये । अन्तिम पराजय का उसे सदा बढ़ा खेदु रहा । किसी २ 
का मत है कि उसके सैनिक अफ़सरों ने उसे धोखा दिया 
क्योंकि वे लोभ में आकर शत्रुदल से मिल गये थे । नेपोलियन उंस 
सुदूर द्वीप में अकेले दिन बिताता था, दो चार जनरल तथा 
सेनिक उसके साथ थे। वह प्रायः अन्तिम पराजय का स्मरण 
अआ जाने पर पूछा करता था-- माशल् ! क्‍या वह धांखा था 
अथवा दुभोग्य १। इस भाँति अनेक कष्ट सहता हुओ फ्रांस का 
सम्राट्‌ १८२१ में मर गया । 

. इस भाँति इस महान अद्भुत वीर पुरुष का जीवन समाप्त 
हुआ । उसकी भहत्त्वाकांक्षाएँ ही उसके पतन का कारण हुई.। 
उन्होंने उसे अन्धा तथा अदूरदर्शी बना दिया । उसका साम्राज्य 
बड़ी शीघ्रता से बना था, पर उसकी नींव दृढ़ नहीं थी । वह 
बलपूबंक स्थापित किया गया था । अतः बल से ही उसकी रक्षा 
भी की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त उसके पतन के और 
भी अनेक कारण हैं जिनमें उसकी, 'कान्डीनेन्टल सिस्टम प्रधान 
है। इसी को कायान्वित करने के प्रयत्न में चारों ओर उसके 
शत्र-स्पेन, पुतगाल ओर रूस, उत्पन्न हो गये जिनके कारण उसकी 
सैनिक शक्ति बिलकुल नष्ट हो गई। उसने स्पेन में अपने भाई को 
बिठाकर भी बड़ी भूल की। इस से उसने वहाँके लोगों के राष्ट्रीय 
भाव जाग्रत करके अपना पतन निकट बुलाया । उसकी सेना 
में भी केवल अशिक्षित तथा युद्धानुभव-हीन युवक रह गये थे । 
पुराने सेवक प्रायः सब मर चुके थे, और अन्त में भाग्य ही उस 
. के विरुद्ध था । 


यूरोप का हतिप्ठास ग्ग्डु 


युद्ध-व्यय के लिये नेपोलियन को कुछ कर भी लगाना पड़ा 
'था । अतः प्रजा कुछ अप्रसन्न ही गई थी । जिन राजाआ का 
उसने गद्दी से उतारा था, वे भी कुद्ध थे । इसके अतिरिक्त वे 
सभी लोग जिन्‍्हों ने पहले उस्रका स्वागत बड़ी घृमधास से 
किया था, उसके सम्राट बन कर दरबार स्थापित करने ओर 
पहली ख्री जोसफाइन को छोड़ कर राज-वंश से संबंध स्थापित 
करने से--जो राजवंश उस समय यूरोप का घृणापात्र था-- 
उसके कट्टर शत्र हो गये थे ! 

नेपोलियन संसार के सब से बड़े शक्तिमान विजयियों में- 
सिकन्दर, सीजर, शालेमेन आदि की श्रेणी में-गिना जाता है | 
वह अदभुत मनुष्य था | शासन, युद्ध, कानून, शिक्षा आदि सभी 
में वह अद्भुत ज्ञान रखता था । वह बड़ा समाज-सुधारक था, 
परंतु कुछ लोगों ने फिर भी उसे डाकू, अस्याचारी आदि कहने 
में कसर नहीं की है । 

क्रोन्ति के स्थायी परिणाम--नवीन यूरोप की स्थापता 
क्रान्ति के समय से ही हुई, क्योंकि इस राजनैतिक क्रान्ति ने 
लोगों के आचार विचारों तथा सामाजिक व्यवहारों में भी क्रान्ति 
कर दी ओर राजनेतिक दृष्टिकोण भी बिलकुल बदल दिया 
उन्नीसवीं शताब्दी में क्रान्ति के सिखांए हुए पाठों का ही अचार 
होता रहा है ओर यद्यपि कुछ काल के लिये इन विचारों को 
रोकने का भी प्रयत्न किया गया था, परन्तु वह भ्रयन्न सफल न 
हुआ । क्रान्ति के विचार बढ़ते गये । 

इन में पहला वेयक्तिक स्वातंत्रय का विचार है जिस से 
समस्त यूरोप में सफ-प्रथा तथा कुछ लोगों अथवा श्रेणी-विशेष 


श्ण्ण सम्राद नेपोलियन 


के विशेषाधिकारों का अन्त हुआ ओर इस भाँति किसानों को 
'जमींदारों तथा सरदारों के अत्याचारों से छुटकारा मिला । 
दूसरा बड़ा पाठ राजनतिक स्वतंत्रता का है। अब निरंकुश 
राजाओं झो रखना प्रजा ने अस्वीकार कर दिया, चाहे वे केसे भी 
प्रजा-हितचिन्दक तथा उदार क्‍यों न हों । 
अठारहवीं शताब्दी में ही यह विचार उत्पन्न हो गया था 
'कि सरकार का अथ्थ तथा कतेव्य यह है कि शासितों की रक्षा 
करे और उनकी समृद्धि में शृद्धि करे, परन्तु विद्वान, वदान्ती 
तथा राजा महाराजा आदि किसी ने यह न सोचा कि उपरोक्त 
कारणों से प्रजा, प्रजा द्वारा ही शासित भी होना चाहिये; क्यांकि 
प्रत्येक मनुष्य अथवा समाज अपना स्वाथ स्वयं ही पूर्णुरूप से 
समझ सकता है। उन्नीसवीं शताब्दी में ये विचार प्रबल हुए 
कि राज्य-प्रबंध जनता के प्रतिनिधियों के ढ्वारा ही किया जाना 
चाहिये और इस भाँति से पहले गलतियाँ तथा भूलें होना भी 
किसी अनुत्तरदायी निरंकुश ग्रुजा से शासित होने से अच्छा हे 
चाहे वह कैसा ही चतुर क्यों न हो। .., 
क्रांति का तीसरा परिणाम युरोपीय देशों में राष्ट्रीय भावां 
की जाग्रति है । अनेक देश, जो अब तक अनेक भागों में बँटे 
थे तथा विदेशियों के अधीन थे, वथा अनेक जातियाँ जो इधर 
'उघर असंगठित बिखरी हुई पड़ी थीं, उन्होंने एक होकर स्वतंत्रता 
पाप्ति का पयन्न किया । अठारहवी शताब्दी मे राजा तथा राज्य- 
शासक तथा राष्ट्र का एक ही अथ था । राजा ही राज्य समझा 
'जाता था । अतः पजा की राष्ट्रीयता का, राष्ट्र को सामा अथवा 
जाति-भेद का कुछ विचार न-किया जाता था। कोई शासक ऐसे 


यूरोप का इतिहास 


बट 


हद 
हि व हि 


देश को अपने देश में न मिला सकता था जिसम॑ कोइ भिन्न जाति 
' बसती हो, परंतु क्रांति के पश्चात्‌ जाति-भद का पृश्न पधान हा 
गया । वियाना क्रांप्रंस ने इस नये विचार को दबाकर पुरानी 
नीति चलाने का पूयत्न किया परंतु उसे सफलता न मिली क्योंकि 
राष्ट्रीय के विचार जड़ पकड़ चुके थे । 

इस भाँति इस क्रांति क कारण पोलेशड, इटली, जमनी 
आदि में, जहाँ के किसान बड़े दुखी थे, किसानों और सरदारों में 
समानता के भाव स्थापित किये । स्थान स्थान पर बेध शासन 
पर जोर दिया जाने लगा । राजा, मजिस्ट्रेट, थानंदार आदि 
पूजा के नौकर समझे जाने लगे न कि मालिंक । इस शताब्दी में 
क्रांति के समय के इस वाक्य का- सब मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न 
हुए हैं और उनको स्वतंत्र ही रहना चाहिये'-बहुत जोर रहा । 

वियाना क्रांग्रेस--नेपीोलियन को सेंट हेलेना में भेज कर 
निर्थित होकर यूरोपीय शक्तियों ने फिर यूरोप के पुननिमाण पर 
विचार आरंभ लिया | छुई १८द८ाँ फ्रांस की गद्दी पर बिठाया' 
गया और उससे पेरिस की, संधि के अनुसार युद्धन्थय तथा 
ज्ञति-पूत्ति के लिये एक भारी रक्तम वसूल की गई तथा मित्रदल 
की सेना भी पाँच वष के लिये फ्रांस में रखी गई जिसका व्यय 
फांस पर ही था । इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने विजित स्थानों 
से अनेक कलाओं के अच्छे अच्छे नमूने लाकर पेरिस में जमा 
किये थे, वे सब फिर वापस ले लिये गये । शेष देशों तथा 
सीमाओं का निम्न प्रकार से निर्णय किया गया--- 

आसिट्रियन नेदरलेए्ड्स अथात्‌ बेलजियम हालैण्ड में मिला 
दिया गया ओर नार्वे स्वीडन को दें दिया गया। ३८ रियासतों का 





'ससस्‍ती साहित्य माला' के दूसरे वर्ष में नीचे 
लिखी पुस्तकें छप गई हें 

(१ ) चीन की आवाज़--युरोप की गोरी जातियों ने किस छल 
बल से उसको जकंडू रखा है, वहाँ के नवयुवक स्वतंत्रता के लिये किस 

'अकार उद्योग कर रहे है और दिन प्रतिदिन चीन की कैसी उन्नति हो रही 
है आदि स्फूर्तिदायक इतिहास जानना चाहते हों तो इसे अवश्य पढ़िये । 
पृष्ठ छगभग १४० सूल्य ।-) 

(२) हमारे ज़माने की गुलामी-- ले० टॉल्स्टॉय ] अगर आप 
अपने देश को गुलामी से छुड़ाने का उपाय जानना चाहते हैं, वततमान 
सभ्यता के जाछ से एक बारगी छूटने के लिए आप उत्सुक हैं, तो इस 
किताब को ज़रूर पढ़ जाहए ? विचारों की दृष्टि से यह गागर में सागर 
है। संसार की सरकारों का नप्न किन्तु यथार्थ चित्र और शंकराचार्य के 
अर्थ मनथ भावय नित्य” सूत्र की इसे आप एक विशद टीका प्राएँगे । 
पृष्ठ छगभर १२७ मू० |) 

ये सब पुस्तक सन्‌ १६२७ में छुप जावगी 

(३) आत्म-चरिज्ष--(लेखक" महात्मा गांधी) एछ छगमंरण ५०० 

(७) जीवन-साहित्य--(दूसर( भाग) एष्ट छगभग २०० 

(५) दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह--(उत्तराद) प्रष्ठ ९५० 

(६) क्या कर--(दूसरा भाग) एछ रूगभर २७० 

(७) श्री रामचरित्र (८) श्रीकृष्ण डारित्र-- लेखक चिन्तामणि 
' विनायक वैद्य एम० ए०) इन पुस्तकों की प्रशंसा भारत के प्रायः सब 

“विह्मानों ने की है। प्रत्येक पुस्तक की पृष्ठ संख्या छगभग ४०० और 
मूल्य ऊगभसग १॥) 
(& ) भारत के ख््री रल--दूसरा तथा तीसरा भाग 
मिकछने का पता--- 


सरता-साहित्य-मण्ड्खल 
ह अजमेर । 


लागत मूल्य पर हिन्दी एुस्तके प्रकाशित करनेवालोी 
एक मा सावजुनिक संस्था 

ससता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, अजंमेर 

उहेश्य--हिदी-साहित्य-संसार में उच्च और शुद्धसाहित्य के प्रचार : 
के उद्देश्य से इस मण्डल का जन्म हुआ है। विविध विषयों पर सर्वसा- 
धारण और शिक्षित-समुदाय, स्त्री और बारूक सबके लिये उपयोगी, 
अच्छी ओर सस्ती पुस्तकें इस मण्डल के द्वारा प्रकाशित होंगी । 

इस मण्डल्त के सदुद्देहय, महत्व और भविष्य का अन्दाज पाठकों : 
को होने के लिए हम सिफ़े उसझे सं स्थापकों के नाम यहाँ दे देते हैं--- 

. मंडल के संस्थापक--( १ ) सेठ जमनाढछालजी बजाज, वर्धा” 

(२) सेठ घनश्यामंदासजी बिडुछा, कऊकत्ता (सभापति) (३) स्वामी आनन्दा- 
नंदजी (४) बाबू महाबीर प्रसादजी पोद्दार (५) डा० भम्बालालजी दधीच ' 
(३६) पं० हरिभाऊ उपाध्याय (७) श्री जीतमरू रूणिया, अजमेर (मन्‍्त्री) 

पुस्तकों का मूल्य--छगभग छागतमात्र रहेगा । अथात्‌ बाजार में 
जिन पुस्तकों का मूल्य व्यापाराना ढंग से १) रखा जाता है. उनका मुल्य 
हमारे यहाँ केवल ८) या ।5) रहेगा । इस तरह से हमारे यहाँ १) 
में ५०० से ६०० पृष्ठ तक की पुस्तक तो अवश्य ही दी जावेंगी । 

हिन्दी-प्रेमियों का का स्पष्ट कतव्य 

यदि आप चाहते हे कि हिंदी क्रा---यह सस्ता मण्डल फले- - 
फूले तो आपका कतंव्य है कि आजही न केवल आपही इसके आहक बनें, 
बल्कि अपने परिचित मित्रों को भी बनाकर इसकी सहायता करें। 

हमारे यहाँ से निकलनेवाली दो मालाओं के 

स्थायी आरहक होने के नियम खुब ध्यान से पढ़ लीजिये 

(१) हमारे यहाँ से 'सस्ती विविध पुस्तक-माला! नामक झाका : 
: निकछती है जिसमें वर्ष भर में ३२०० पृष्ठों की कोई अठारह बीस 
पुस्तकें निकलती हैं और वाषिक मूल्य पोस्ट खच सहित केवरू 4) है। 
अर्थात्‌ छः रुपया ३२०० प्रृष्ठों का मूल्य और २) डाकखचे। इस विविध 
' पुस्तक-साला के दो विभाग हैं। एक 'सस्ती-साहित्य-माल ओर 
दूसरी-ससस्‍्ती-प्रकीर् पुस्तक-माला? । दो विभाग इसलिये कर दिये 


